अध्यात्म तरंगिणी 


(योग-शआास्त्र) 
सोमदेवाचार्य 
(गणधरकीति विरचित संस्कृत टीका) 


हिन्दी टीकाकार 
पं० पन्‍नालाल जो साहित्याचारये 


अकाशक 


अहिंसा-मन्दिर-प्रकाशन 
१, वरियागंज, दिल्ली 


प्रकाशक 
राजकृष्ग जैन 
आरॉंहिसा-सन्विर-प्रकाशन 
१, दरियागंज, दिल्‍ली 


प्रथमावुत्ति 
मुल्य सजिल्द प्रति २) 


मुद्रक---नया हिन्दुस्तान प्रेस, चाँदनी चौक, दिल्ली 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्त्ता आचाय सोमदेव बड़े उच्चकोटि के साहित्यिक 
विद्वान और राजनीति के प्रकाण्ड पंडित थे । उनकी यह रचना संक्षिप्त 
ओ्ौर सुन्दर कृति है। ग्रन्थ का मूल भाग “अध्यात्म तरंगिणी' के नाम से 
माणिकचन्द ग्रन्थ माला के तत्त्वानुशासनादि संग्रह में प्रकाशित हुआ हे । 
परन्तु गणधरकीति कृत सरकृत टीका अभी तक प्रकाशित नही हुईं थी । 
ग्रनेकान्त के १२वें वर्ष की प्रथम किरण में पं॑० परमानन्द शास्त्री ने इसका 
परिचय दिया था और श्री मुख्तार जुगलकिशोर जी वीर-सेवा-मन्दिर 
की ओर से उसे प्रकाशित करना चाहते थें। पर वहाँ प्रकाणन में अत्य- 
धिक विलम्ब होने से प्ृज्य मुख्तार साहब ने इसे मुझे प्रकाशित करने की 
प्रेरणा की और मैने उसे सहपं प्रकाशित करना स्वीकार किया । परि- 
णासस्वरूप यह ग्रंथ प्रकाश में आ रहा है । 


ग्रन्थ का असली नाम योग-मार्ग जान पड़ता है, क्योंकि इसमें ध्यान 
भोर उनके भेदों की विस्तृत चर्चा की है। मु विश्वास है कि यह ग्रथ 
मुमुक्षुओ के लिए बहुत उपयोगी होगा । ग्रन्थ का विषय परिचय हिन्दी 
टीकाकार तथा प्ररतावना लेखक पं० परमानन्द जी ने दे दिया है । 


मैं श्री जुगलक्शोर जी मुख्तार का पुनः आभार मानता हूँ और 
आशा करता हूँ कि प्रन्य श्रप्रकाशित ग्रंथ भी अहिसा-सन्दिर को प्रका- 
शित करने के लिए प्रदान करेगे। 


--राजकृष्णा जन 


८छी #ट ७ए 0 ९) «७ 


( 


विषय-सूचो 


. आदिताथ की योग मुद्रा का वर्णन 

. निग्नेनग्थ अ्रवस्था का चित्रण। 

- ध्यान मुद्रा का अधिकारी कौन ? 

. ध्यान के अ्रयोग्य परुष । 

. इष्ठ अनिष्ट पदार्थों के संयोग से जिन्हें हर्ष-विषाद नहीं होता । 
. महायोगीश्वर गर्मी, वर्षा ओर शीत के भयकर दुख होने पर 


भी स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते । 


- ध्यान के प्रभाव से जीव अ्रपना जन्म विरोध भी भूल जाते हैं। 


८. प्रशस्त ध्यान के धारक मुनिराज चतुर्गेति के जीवो का भय 


११. 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१६ 


दूर करें । 


. इच्छाग्नों के विजयी योगी ही ध्यान धारण कर सकते है । 
. इन्द्रिय-मन के व्यापार से रहित योगीशवर कर्मो का ताप 


विनष्ट करते हैं । 

योगी का मन छुद्धात्मस्वरूप से हटकर कहां-कहा स्थिर होता है 
ध्यान से ही सब प्रयोजनों की सिद्धि होती है । 

योगी ध्यान के प्रभाव से ही संसार का उच्छेंद करते है । 
आत्म-ध्यान का विषय और फल । 

ध्यान के स्वरूप, काल, भेद और स्वभाव का वर्णन । 
ध्यान का स्पष्टीकरण । 

ध्यान का काल । 

श्रार्त, रौद्, घमं, ब्ुक्ल रूप चारों ध्यानों में से कौन ध्यान 
किस जीव के होता है । 

द॒ुबल ध्यान के स्वामी का कथन । 


, इष्टानिष्ट वस्तुप्रों की आशा छोड़कर प्रात ध्यान का त्यागी 


थोगी ही स्तुति का पात्र है। 


है.4 
७ 
१० 
१४ 
१७ 


२१ 
२३ 


4 
श्८ 


२६ 
६२ 


५६ 


: ख 


२१. रौद्र ध्यान के भेद बतलाते हुए उससे विरकक्‍्त रहने वाले 
योगीव्वर ही सबकी प्रसन्नता के लिए हो । 

२२. धर्म व्यान का स्वरूप और फल । 

२३, धर्म व्यान के भंद और उनका फल । 

२४. चार प्रकार के धर्म ध्यात का श्रम्यास करने वाला ही शुक्ल 
ध्यान को पाता है । 

२५. शुक्‍्त ध्यान के प्रथम भेद का कथन । 

२६. शुक्ल ध्यान के दूसरें भेद का स्वरूप और कार्य । 

२७. गुक्‍ल ध्यान के दूसरे भेद में प्रहेन्त की विशेषताओं का वणन । 

२८. केबली के कवलाहार का निराकरण । 

२६. व्वेताम्बर सम्मत स्त्री मुक्ति का खण्डन । 

३०. द्वितीय शुक्‍ल ध्यान के फलस्वरूप प्राप्त हुए भ्राठ प्रातिहायों 
का वर्णन । 

३१, प्रत्यक्ष जानते वाले केवली के एकाग्र चिन्ता-निरोधरूप ध्यान 

३२. सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाती शुक्ल ध्यान का वर्णन । 

३३. समुच्छिन्न क्रियानिवर्तों चतुर्थ शुक्ल ध्यान का वर्णन । 

३८. मोक्ष प्राप्ति का अ्रसाधारण कारण परम यथाख्यात 
चारित्र अथोग कवली के होता है । 

३४. जीव का स्वभावतः ऊध्व॑ं गमन होता है । 

२६. मुक्तावस्था में आत्मा का उच्छेद रूप बौद्ध मान्यता का 
निराकरण । 

३७. मुक्तात्मा की विज्येषता का वर्णव करते हुए उनकी स्तुति 
करते है । 

३८, आठ कर्मो के अभाव से सिद्धों के आठ ग्रुण प्रकट होते है । 

३६. भिद्धजीवों के शुणो का विस्तार से वर्णन । 

४०. मुक्ति का स्वरूप और उसकी विशेषता । 


७४ 


णन 


धर 
दर 
ण्फ 
5€ १ 
९७ 


१०८ 


११९ 
रे 
१२५ 


१३० 


१३३ 
९३७ 


१४३ 


0.६. 
१५२ 
१६० 


श्च्द 


अपनी बात 


अपने जीवन के समस्त क्षण साहित्य-साधना में व्यतीत करने वाले 
थ्री जगलकिशो र जी मुख्त्यार से समस्त जन समाज सुपरिचित है। वीर 
सेबा-मन्दिर देहली से स्वुति विद्या प्रशाशित होने के बाद आपने मुझे 
प्राचार्य सोमदेव की अध्यात्मामत-तरज़्िणी का हिन्दी अनुवाद कर 
देने के लिए लिखा और मेरी स्वीकृति पहुँचने पर आपने एक प्राचीन 
ह्स्तलिखित प्रति आचाय॑ गणधकीत्ति की सस्कृत टीका के साथ भेज दी । 
मूल इलोक माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बग्बई से एक सम्रह में प्रकाशित 
हुये थे उन्हें भी आपने भेजा । आपने लिखा था कि इसबी एक ही प्रति 
गमस्त भन्‍्डारों की छान-बीन करने पर भिली है। इस प्रत्ति का लेखन 
काल १५३३ सवत्‌ आसीज सुदी-२ था और वह हिसार पेरोजा मे लिखी 
गई थी । लेखक सस्कृतज्ञ जान पत्ता था इसलिए अजुद्धियाँ प्राय: कम 
थी | फिर भी एक प्रति के आधार पर किसी ग्रन्थ का सम्पादन करने 
में जो कठिनाई उठानी पड़ती है उसका अनुभव मुझे पूरा हुझा । सही 
पाठ के चिन्तन में पर्याप्त श्रम करना पडा | इस प्रति का नाम मेने का 
रक्‍खा था| प्रति का पूरा परिचय लिख कर रख लिया था, पर यह 
लेख लिखते समय वह मिल नही सका, अतः सक्षिप्त नोट कापी से लेखन 
काल और लेखन स्थान ही लिखा जा सका । 


समग्र ग्रन्थ की पाण्डुलिपि स्वयं तंयार की और उसके बाद हिन्दी 
ग्नुवाद में हाथ लगाया। मूलप्रति के पाठ इस सस्करण में सुरक्षित 
रक्‍खे गये हैं, जो श्रशुद्ध पाठ है उनके शुद्ध पाठ कोष्ठक में उनके साथ 
दिए हुये हैं | ग्रन्थ तंयार होने के बाद जब श्री मुख्त्यार जी के पास भेज 
दिया गया तब उन्हें श्री ग्रतिशय क्षेत्र महावीर जी से इसको एक प्रति 
और मिली जिसे उन्होंने हमारे पास भेजते हुये लिखा कि इस प्रति के 


ःखड:<ः 


ग्राधार पर यदि कुछ परिवर्तन करना हो तो कर लीजिये । इस प्रति में 
१२--४५ साइज के ३२ पत्र है और प्रतिपत्न मे १६ पंक्तियाँ तथा प्रति 
पंक्ति में ४५-४७ ग्रक्षर है। लिपि संबत्‌ नही है । लेख सुवाच्य है। प्रथम 
पत्र नहीं है तथा द्वितीय पत्र भी जी हो चला है। इसका सांकेतिक 
नाम ख' रकखा गया । त' प्रति की अपेक्षा पाठ प्राय: अशुद्ध ही थे 
इसलिये पुन. मिलान करने पर कोई खास परिवतंन की आवश्यकता 
नही हुई । फिर भी यत्र तत्र उसके पाठो का सकलन कर लिया गया । 
इस तरह इस ग्रन्थ का सम्पादन हस्तलिखित और एक मुद्रित मूलप्रति 
के ग्राधार पर हुआ है । 


मल रचना आचाये सोमदेव की है अप बहुश्रुत विद्वान थे। समग्र 
विषयों पर झ्रापका पूर्ण अधिकार था । 'यशस्तिलक चम्पु” और नीति 
वाक्यामृत' के दर्शन से आपकी स्वतोमुखी प्रतिभा का पता सहज ही 
चल जाता है। सोमदेव के इस मूल ग्रन्थ का नाम ध्यान विधि' है। 
इसमें ध्यान और उसके भेद तथा विधि आदिका स्पष्ट वर्णन किया 
गया है । श्री गणधरकीति आचाय॑ ने इस पर अध्यात्मामत तरड्िणी'"! 
नाम की सस्कृत टीका लिखी। इस टीका का दूसरा सक्षिप्त नाम 
श्रष्यात्म तरज्िणी ' है। इसी नाम से यह ग्रन्य मुद्रित हुआ है परन्तु 


जनक» >»---75%0 ० नमन-.. «रन. जनम. लनमन 3. लम-> जनम बन अमल नये 


१. तथ्यात्माग्र्थंसवादाध्यात्मामृततरज्िणोम्‌ । 
सोमदेव ध्यानविधी गणधरकी तिव्यंघात्‌।१५।। टीका कतुंप्रशस्ति, 


गणिगणध रकीतिः सोमसेनो प रोधा-- 

दकृत विक्ृृति दोषाध्वान्त विध्वसकर्तीम्‌ । 

दिन मणि रुचिभावां भागितार्था सुटीका । 
श्रुतममृत-तरज़िण्पाख्ययाध्यात्म पूर्वाम्‌ ॥8॥ टोका प्रारम्भिक 


इलोक । 

(श्री) सोमसेनप्रतिबोधनार्थ धर्माभिघानोच्च यश: स्थिरार्था. । 
गृढार्थ संदेह हरा प्रशस्ता टीका कृताध्यात्मतरज्िणीयम्‌ ॥।२॥ 
टीका कत प्रशस्ति । 


“ग:*ः 


तराज्िणी शब्द की सार्थकता श्रध्यात्मामृत-तरज्रिणी नाम से ही सिद्ध 
होती है। इसलिए मुखपृष्ठ पर इसका 'अध्यात्मामृत तराज्भरिणी' नाम 
अंकित किया गया है। 
मूल ग्रन्थ की भाषा पाण्डित्य पूर्ण है श्रौर उस पर टीकाकार श्री 
गणघधर-कीति ने भी सोमसेन के सम्बोधनाथ पाण्डित्य पूर्ण भाषा में 
ही भध्यात्मामृत तरड्भिणी नाम की टीका लिखी है। प्रत्मेक इलोकों के 
प्रारम्भ में उपोद्धात के रूप मे टीकाकार ने जो गद्य लिखी है उसमें उन 
के भाषा विषयक व॑दृष्य का स्पष्ट पता चलता है। टीका में खण्डान्वय 
की पद्धति अ्पनाई गई है और इलोक गत समस्त पदों की व्याख्या के 
बाद स्पष्टीकरण के रूप में कुछ पक्तियाँ लिखी हैं। कितने ही श्लोकों 
की टीका में प्रसद्भोपात्त केवलिकवलाहार, स्त्री-मुक्ति तथा चार्वाक्‌ दर्शन 
आदि विषयों की भी अच्छी चर्चा की है। भ्रन्त मे प्रशस्ति के रूप में टोका- 
कार ने अपनी गुरु परम्परा भी दी है। उन्होंने लिखा है कि गुजर देश 
में वरवट वंटपलली नाम की नगरी थी उसमें 'सागर नन्‍्दी” नाम के 
भुरु थे। उनके 'स्वर्णनन्दी' नामक शिष्य हुए, उनके 'पद्मनन्दी', पद्मनन्दी 
के पुष्पदन्त और पुष्पदन्त के 'कुबलय चन्द्र! शिष्य हुए। कुवलय चन्द्र 
के “गणधर कीति' हुए । इन्हीं गणधर कीति ने सम्बत्‌ ११८६ के चेत्र- 
शुक्ला पञ्चमी रविवार के दिन इस टीका की रचना की है। उन्होने 
यह टीका जयसिह देव के राज्य में रची थी । 
संस्कृत टीकाकार ने कितने ही दाशनिक विषयों का विवेचन करते 
समय आचार्य प्रभाचन्द्र के प्रमेय-कमल-मार्तण्ड से सामग्री ली है यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है । 
यह हिन्दी टीका संस्कृत टीका का शभ्रविकल झनुवाद नहीं है क्योंकि 
खन्‍्डान्वयी टीका के अनुसार झनुवाद करने पर हिन्दी का भ्राधुनिक रूप 
सुरक्षित रख सकना सम्भव नहीं था। अ्रत: टीका का भाव लेकर हिन्दी 
टीका लिखी गई । इसमें प्रारम्भ में इलोक का शअ्र्थ दिया गया है और 
उसके बाद विशेषार्थ के रूप में संस्कृत टीका के झ्राधार पर विवेचन 


पद: 


किया गया है। कितने ही दाशनिक विषयों का स्पष्टीकरण करने के 
लिए प्रहइन उत्तर की पद्धति भी झ्पनाई गई है । 


यह हिन्दी अनुवाद २४७६ बीर निर्वाण सम्बत्‌ में त॑यार हो चुका 
था तब से श्री मुख्त्यार जी के पास पड़ा-पढ़ा अब उनकी सम्मति से 
'अहिसा मन्दिर! देहली से प्रकाशित हो रहा है। ग्रन्ध में स्वाध्याय की 
बहुत सामग्री निहित है इसलिए स्वाध्याय प्रेमी इससे लाभ उठावे यह 
आ्रावांक्षा है । 


साहित्य-सेवा का मुझे व्यसन है ग्रत: नियमित दिनचर्या के भीतर 
मुझे जो कुछ भी थोडा बहुत समय मिलता है उसका उपयोग मै इसी 
साधना में करता हूँ और उसी का फल है कि दस पाच ग्रन्थ मैं तेयार कर 
सका हूँ । बुद्धि पूर्वक प्रयत्न तो यही करता हूँ कि मेरे द्वारा जिनवाणी 
की उपासना में प्रमाद न हो झौर कोई त्रुटि ऐसी न रह जाए जो विप- 
रीत अर्थ को आ्राश्रय देने वाली हो। फिर त्रुटियों का रह जाना सब 
तरह सम्भव है अत. विद्वज्जन उन त्रुटियों को सुधारते हुए मुभे क्षमा 
प्रदान करे, यह प्रार्थना है। श्री जुगलकिशोर जी मुल्त्यार की प्रेरणा 
झोौर श्री राजकृष्ण जी के औदारय से यह ग्रन्थ जिज्ञासुओ के सामने आ 
रहा है इसलिए दोनो महानुभावों का आ्रभारी हें। प० परमानन्‍्द 
जी शास्त्री हमारे सहपाठी श्रौर मित्र है । हमारे प्रत्येक साहित्यिक कार्य 
में हमें उनका पूर्णां सहयोग प्राप्त होता रहता है श्रत: उनके सहयोग को 
मैं कभी भूल नहीं सकता । 


सागर विनीत 
२५ नवम्बर १६६० ई०७ पन्‍नालाल जैन 


प्रस्तावना 
ग्रन्थताम 


इस ग्रंथ का नाम '“प्रध्यात्म तंरगिणी' छपा है और माणिकचन्द 
ग्रंथमाला बम्बई द्वारा प्रकाध्षित 'तत््वानुशासनादिस ग्रह में भी इसका ताम 
अध्यात्मतरगिणी' ही मुद्रित हुआ है । परन्तु मूल ग्रन्थकर्ता ने कहीं भी 
इसका नाम श्रध्यात्मतरंगिणी प्रकट नहीं किया । और सस्क्ृत टीकाकार 
गणधर कीति ने भी मूल ग्रन्थ का उक्त नाम नहीं बतलाया किन्तु अपनी 
टीका का नाम अध्यात्मतरगिणी या गध्यात्मामृत तरगिणी अवश्य प्रकट 
किया है | जंसा कि उसके निम्न पद्य से प्रकट है :-- 


“दिन मणि रुचिभावा भासितार्था सुटीकां । 

श्रुतममृततर द्िण्यालूयाध्यात्म पूर्वास्‌ !। 
ऐसी स्थिति में पग्रथ का नाम अध्यात्मतरजड्धिणी कंसे कहा जा 
सकता है। तब यह प्रश्न स्वभावत. उत्पन्न होता है कि मूल ग्रन्थ का 
नाम क्‍या है ? श्री प० नाथ्राम जौ प्रेमी ने अपने जैन साहित्य और 
इतिहास के पृष्ठ १७८ की टिप्पणी में इसका दूसरा नाम 'योगमार्ग 
बतलाया है' और यह सम्भावना भी की है कि अध्यात्मतरजड्धिणी या 
योगमार्ग 'षण्णवति प्रकरण' का ही एक भाग होगा । इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि इस ग्रंथ को योगमार्ग भी कहा जाता था। जब हम मूल 
ग्रथ के प्रथम पद्य का बिचार करते है जिसमें आदिनाथ तीर्थंकर की 
योग-मुद्रा का स्वरूप अंकित किया गया है, संस्कृत टीकाकार की प्रथम 


च़़?७-तबत किम ते अ+ज-+-5 कज-++ +न--+ ली 


१. इति सोमदेवाचायं प्रणीताउध्ययात्म तरंगिणी समाप्त । 


१. इसका दूसरा नाम योग मार्ग भी है, जैन साहित्य और इति- 
हास पृष्ठ १७८ । 


* चू: 


इलोक की उत्थानिका वाक्य से भी--आदि देव इत्थं योग-मुद्रामुन्मु- 
द्वितवानित्याह' योगी की योग-मुद्रा का विवेचन करना स्पष्ट है। और 
उस योगी से अनन्त चतुष्टय रूप सम्प्रदाओ्रों के श्रदान करने की कामना 
की गई है। तथा आगे ग्रथ मे उसी योग-मुद्रा और योगमार्ग का स्वरूप 
निदिष्ट किया गया है। इससे मूल ग्रंथ का नाम “योगमार्ग' सार्थक 
जात पड़ता है और टीका का नाम अध्यात्मतरड्धिणी मालूम होता है 
टीका के कारण ही इस ग्रन्थ का नाम अध्यात्म तरगिणी हुआ है । 


ग्रन्ध परिचय 


यह संस्कृत भाषा का छोटा सा ग्रंथ है जिसकी इलोक संख्या 
चालीस है। इन पद्मों में योगी आदिनाथ की योग-मुद्रा का स्वरूप 
निर्दिष्ट करते हुए ग्रात्म-विकास के कारणभृत ग्रात्तं, रोद, धर्म और 
झुकल ध्यान का सक्षिप्त एवं सरस वर्णन किया है, जो प्रमेय बहुल है। 
उस योगमार्ग का जीवन में अनष्ठान करने से आत्मा परमात्मा हो 
जाता है! 


ग्रन्थ में भगवान झादिनाथ को, नीलांजना नामक प्रप्सरा के नृत्य 
करते समय एकाएक उसकी आयु पूरी हो जाने के कारण संसार-देहभोगों 
से वराग्य हो गया, और उन्होने जैन योग-मुद्रा धारण कर तपश्चरण 
का श्नुष्ठान किया। ग्रन्थकार ने उनकी उस समय की योग-मुद्रा का 
स्वरूप अंकित करने का प्रयत्न किया है। आदि-बद्या या आरादीश्वर ध्यान- 
स्थ हैं, कायोत्सर्ग आसन से युक्त हैं, नासाग्रदृष्टि है, जिनकी दोनो भुजाएँ 
नीचे को लटक रही है और जिनके दोनों नेत्र कमल निमेष रहित-निरचल 
हैं । श्वास को जिन्होंने जीत लिया है और जिन्होंने कुतीति-रूपी सरिता 
को सुखा दिया है, जो देह-भोगों से अ्रत्यन्त उदासीन है, समाधि में 
विलीन हैं और झत्रु-मित्र मे समभाव को लिए हुए है, ऐसे ये योगी रम- 
णीय झात्मीय अद्भूत रस में निमग्तन हैं। उतकी वह योगसुद्रा श्रत्यन्त 


* छा. 


सौम्य, गंभीर झ्रौर दर्शकों के लिए ग्रानन्द-विभोर करती हुई उनमें योगा- 
नुष्ठान द्वारा जिन, परमात्मा या परमेष्ठी बनने की क्षमता को ही उद्घो- 
षित नहीं करती; प्रत्युत उसकी महत्ता एवं प्रभाव को भी हृदय-पटल 
पर झअरकित करती है। 


योग-मुद्रा में स्थित योगी सांसारिक ब्यापारों से श्रत्यत दूर श्रौर 
शारीरिक क्ियाओ्रों से भी निस्पृह् एवं निश्चेष्ट रहता है। वह उस 
समय में श्रात्म-लोक में विचरण करता है। उसका उपयोग ओआत्म- 
स्वरूप में निष्ठ होने के कारण बाह्य जगत के विकल्‍पो से शून्य निजा- 
ननन्‍्द-रस में तन्मय रहता है। और अपने को शग्रबद्ध स्वष्टादि विद्येषणों 
से युक्त एक अखंड अविनाशी अद्वितीय चतन्‍्यमाव का ग्रनुभव करता है। 


टीका 


इस ग्रंथ पर एक ही सस्क्ृत टीका उपलब्ध है, जो इस संस्करण में 
दी गई है। जिसके कर्ता मुनिगणधरकीति हैं। टीका में पद्यगत 
वाक्यों एवं शब्दों के सामान्य अर्थ के साथ-साथ कही-कही उसके विषय 
को भी स्पष्ट किया गया है | विषय को स्पष्ट करते हुए कही-कहीं प्रमाण 
रूप में समन्तभद्र, अकलंक और विद्यानन्दादि आचारयों के नामों तथा 
ग्रथों का उल्लेख किया गया है। टीका अपने विषय की स्पष्ट विवेचक 
है । टीकाकार ने विषय को हृदयंगम कराने के लिए देवनन्दी की 'सर्वार्थ 
सिद्धि का पर्याप्त झ्राश्रय कर सुन्दर विवेचन किया है । १६ वे पद्म की 
टीका करते हुए टीकाकार ने 'पृथक्त्व-वितर्क-वीचार' नाम का पहला 
शुक्लध्यान चतुर्थंकालादि की अपेक्षा श्रन्य जीवो के भी हो सकता है | 
इसका कथन करते हुए लिखा है कि---पपूर्वापर विदेह में उत्पन्न विश्युद्ध 
लेह्या के धारक, कीलित-संहनवाले मनुष्य के भी कदाचित्‌ प्रथम शुक्ल 
ध्यान संभव हो सकता है ।' इस्त तरह टीका जहां स्पष्ट और परिपूर्ण है, 
वहाँ गढ़ भ्र्थ भर सन्देह को दूर करने वाली है । 


जँ- 


इस टीका की तीन प्रतियाँ इस समय उपलब्ध हैं एक ऐलक पन्‍ना- 
लाल दि. जन सरस्वती भवन फालरापाटन में और दूसरी प्रति अजमेर 
के भ० हर्षकीति के बड़े मदिर के शास्त्र-भंडार में श्री मुखतार साहब को 
प्राप्त हुई थी और तीसरी प्रति पाटन के श्वेताम्बरीय शास्त्र भंडार में 
है। परतु वहा बह प्रति कुछ खडित रूप में पाई जाती है। उसकी 
आदि भ्रन्त प्रणस्ति भी खडित है। श्रन्वेषण करने पर श्रन्य ग्रन्थ भडारो 
में भी इसकी प्रतियां मिल सकती हैं। किन्तु फालरापाटन की प्रति 
वि० स० १५३३ ग्राश्विन शुक्ला दोयज के दिन हिसार में (पेरोज पत्तन में ) 
लिखी गई है । जिसे सुनामपुर के वासी, खडेलवाल वंशी, संघाधिपति 
श्रावक कग्ह के चार पुत्रों मे से प्रथम पुत्र धीरा की पत्नी धनश्री के 
के द्वारा, जो श्रावकधर्म का अनुप्ठान करती थी, अपने ज्ञानावरणी कर्म 
के भयार्थ लिखाकर तात्कालिक भट्टारक जिनचन्द्र के अन्यतम शिष्य पं० 
मेधाबी को सवत्‌ १५३३ में प्रदान को गई है ।* इसमे यह प्रति ५०० वर्ष 
के लगभग पुरानी है यह प्रति हिसार में उक्त सवत्‌ में कुतुब खाँ 
(कहन खा) के राज्य-काल में लिखी गई है । 
मल ग्रन्थकार 


ग्राचारयं योमदेव देवसघ के विद्वान थे। देवसघ लोक मे प्रसिद्ध है। 
इस संघ में अनेफ विद्वान हो गए है। भटद्र अकलंक देव भी इसी सघ के 
मान्य विद्वान थे । यज्ञोदेव शौर नेमिदेव और महेन्द्रदेव आदि देवान्तनाम 


व न-+ चण०-5 >> ७७.3 ०-7० कक न ७.+....--मन०० ज«ण» अत 


१. सं० १५४३३ वर्ष श्रासोज सुदि २ दिने हिसार पेरोजपत्तने 
लिखित मिति । 
थ्रियं क्रिययान्तरामर्त्य नाग पाच्य पदाम्बुज. । 
देवोध्यात्म तरगिष्या, शास्त्रदातु जिनोइनघां ॥१॥ 
भयस्त्रिशाधिके वर्ष शत पच दशा प्रमो। 
शुक्ल पक्षेटरवने माने द्वितीयां सुवासरे ॥२॥। 


मे: 


इसी देवसंघ के द्योतक हैं। झ्राचार्य सोमदेव ने स्वयं यशस्तिलकचम्पू के 
निम्नपद्च में अपने ग्रुरू नेमिदेव को देवसंघ का तिलक और सद्ग्रणनिधि 
बतलाते हुए उन्हें ६३ वादियों का जीतने वाला प्रकट किया है--- 


श्रीमानस्ति देवसंघ तिलको देवों यज्ञ: पूबंक: । 
शिष्यस्तस्य बभूव सदग्रणनिधि: श्रीनेमिदेवाह्य: । 
तस्याइ्चर्य तपः स्थिते स्त्रिनवतेजेंतु महावादिनां । 
शिष्यों भूदिह सोमदेव यतिपस्तस्येव काव्यक्रम:।। 
किन्तु नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति में उन्हें ५५ वादियों को जीतने 
वाला प्रकट किया है।* इससे यह सुनिश्चित है कि उस समय तक नेमिदेव 
ने ५५ वादियों को बाद में जीता था । और यशस्तिलक के समय तक 
उन्होंवे ६३ वादियों को को जीत लिया था। इससे नीतिवाक्यामृतकी 
रचना पहले हुई जान पड़ती है। इससे वे उस समय के विशिष्ट ताकिक 
विद्वान जान पड़ते हैं। परभणी के दानपत्र में नेमिदेव को की 'स्यांद्वाद 
रत्नाकर पारदृष्टा और पर वादियों के दर्प रूपी द्रुगावली को छेदने के 
लिए 'कुठार नेमि प्रकट किया है-!* वे परम तपस्वी श्र प्रसिद्ध वक्‍ता 
थे । आपके गुरू यशोदेव भी उच्चकोटि के विद्वान और यशस्वी साध 
थे। आचाये सोमदेव इन्ही नेमिदेव के शिष्य थे तथा वादीन्द्र कालानल श्री 
महेन्द्रदेव भट्टा रक के अनुज थे। स्थाद्रादाचलसिह, ताकिकचक्रवर्ती, वादीभ- 
पंचानन, वाक्कलेल पयोनिधि और कवबिकुलशज आदि झ्रापकी उपाधियाँ 


कं जि-+ एन+ पिनममन नमन. जअममगाा  +कनन+ “७ 


१. सकल ताकिकचक्रचूडामणिचुस्बितचरणस्य पंच पंचाशन्महावादि 
विजयोपाजित कीतिमन्दाकिनी पत्रित्रित त्रिभुवनस्थ, परम तपश्चरण- 
रलौदन्बत: श्रीमन्‍्नेमिदेव भगवत:” । नीति वाक्‍्यामृत प्रशस्ति 

“नीति वाक्यामृतप्रशस्ति 

२. दिष्यो भवत्तस्थ महद्धिभाज: स्याद्वादरत्नाकरपा रदृश्वा । 
श्रीनेमिदेव: परिवादिदर्पी द्रभावलिच्छेद कुठार नेमि: ॥१६।॥ 

“परभणी ताम्पत्र 


जप 


थीं। आपका संस्कृत भाषा पर विशेष अधिकार था | न्याय, व्याकरण, 
काव्य, छन्द, धरम, श्राचार और राजनीति के प्रकाण्ड पण्डित थे । महाकबि, 
धर्मशास्त्रज्ञ और प्रसिद्ध दार्शनिक थे | 


दानपत्र में ग्राचायं सोमदेव को 'गौंड संघ' का विद्वान सूचित किया 
है ।* हो सकता है कि गौडसंघ देवसंघ की ही एक शाखा हो अथवा 
वह एक स्वतंत्र संघ के रूप सें श्रपना अस्तित्व रखता हो । अनेक सघ 
क्रौर गण-च्छो का निर्माण लोक में ग्रामादिक के नामों से हुझ्ना है। झाचारये 
सोमदेव केवल काव्य मर्मज्ञ ही न थे, किन्तु भारतीय काव्य-ग्रंथों के विशिष्ट 
अ्ध्येता भी थे। और थे राजनीति के कुशल झ्ाचार्य, 'यशस्तिलक चम्पू 
में श्रापकी नैसगिक एवं निखरी हुई काव्यप्रतिभा का पद-पद पर अनुभव 
होता है, वे महाकविथे और काव्य-कला पर पूरा अ्रधिकार रखते थे । 
यशपघ्तिलक में जहां उनकी काव्य-कला का निदर्शाव होता है वहां तीसरे 
भ्रध्याय में राजनीति का, और ग्रन्थ के अन्त में धर्माचार्य एवं दार्शनिक 
होने का परिचय मिलता है। नीतिवाक्यामृत तो शुद्ध राजनीति का 
ग्रन्थ है ही, यह ग्रन्थ चाणक्य के ग्रथंशास्त्र और कामन्दक के नीत्ति 
शास्त्र के बाद अपनी सानी नहीं रखता । उसकी महत्ता का मृल्याकन 
वे ही कर सकते है जो राजनीति के चतुर पण्डित हैं । उन्होंने यशस्तिलक 
चम्पू की उत्थानिका में स्वयं लिखा है कि--मेरी बुढ्ठि रूपी गौ ने 
जीवन भर तर्क रूपी सूखी घास खाई है, परन्तु उसी गौ से सज्जनों के 
पृष्य के कारण यह काव्यरूपी दूध उत्पन्न हो रहा है ।* 
१. श्री गौडसघे मुनि मान्यकीतिर्नाम्ना यशोदेव इति प्रजज्ञे । 
बमूव यस्योग्र तप: प्रभावात्समागम: शासन देवतामि: ॥१५॥। 
“परभणी तामप्रपात्र 


२. आजन्म कृतदभ्यासाच्छुष्कात्त्का तृणांदिव मसास्या: । 
मतिसुरभेरवदिद सूक्ति-पय: सुकृतिनां पुण्य: ॥ 


है ॥ जो 
ह] न 


कवि ने अपने व्यवहार के सम्बन्ध में स्वय निम्न सूचना दी हैं--- 
मैं छोटों के साथ अनुग्रह, बराबरी वालों के साथ सुजनता और बड़ों के 
साथ महान्‌ आदर का वर्ताव करता हूँ | इस विषय में मेरा चरित बहुत 
ही उदार हैं; किन्तु जो मुझे ऐड दिखलाता हैं उसके लिए गर्व रूपी 
पर्बत को विध्वंश करने वाले मेरे बच््न-वचन कालस्वरूप हो जाते हैं* । 
वे अहंकारी पडित रूप गजों के लिए सिह के समान ललकारनेवाले, 
वादि-गजों को दलित करने वाले और दु्धर विवाद करने वाले श्री सोम- 
देव मुनि के सामने वाद के समय वागीश्वर या देवगरुरु वहस्पति भी नहीं 
ठहर सकते १ । 


सोमदेव यद्यपि नग्न मुनि थे, ध्यानाध्ययन तथा तपद्चरण में सुदृढ़ 
थे । परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि वे उस समय मठवास को पसन्द 
करने लगे थे; क्योकि दानपत्र में उनका पूजोपहार आदि का दान लेने 
का उल्लेख पाया जाता है। उस समय चैत्यवास या मठवास की प्रवृत्ति 
जोर पकड़ती जा रही थी । यद्यपि मुनि चर्या में तब तक कोई खास शअन्तर 
नही आया था, किन्तु साधु जन वनवास छोडकर नगर के समीप बसने 
लगे थे | झाचाय॑ गुणभद्र ने तो ग्राम के समीप बसने वाले तपस्वियों की 
प्रवृत्ति पर श्रपना खेद व्यक्त किया है* । 


* अल्पेष्नुग्रह धी. समे सुजनता मान्ये महानादर., 
सिद्धान्तोध्यमुदात्त चित्र चरिते श्री सोमदेवे मयि । 
य. स्पर्धत तथापि दर्पंदृढ़ता प्रौढ़ि प्रगाडाग्रह- 
स्तस्या रववितगर्बपर्वतपविमंद्र।क्कृतान्तायते ॥-यश ० 
१, दर्पान्धवोधबृधसिन्धुर सिहनादे, वादिद्विपोहलन दुर्धरवाग्विवादे। 
श्री सोमदेव मुनिपे वचना रसाले, वागीश्वरोडउपि पुरतो5स्ति न॑ 
वादकाले । --यश ० 
२. इत्तस्ततशच त्रस्यन्तोी विभावदया यथामुगा: । 
वनाहिफन्त्यूपग्रामं, कलों कष्ट तपस्विनः ॥ झात्मानुशा ०१९७ 


पझ्न्य कृतियों 


यशस्तिलक-चम्पू एक गद्य-पद्म मय चअम्प्‌ू काव्य है, उसमें जहाँ 
संस्कृत भाषा के दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है 
बहाँ वह विलक्षण सूक्तियों और सुभाषित रत्नों का भी एक कोष है ! 
उसकी मनोहर सूक्तियाँ कविजनों के श्रानद और विस्मय का कारण बनी 
हुई हैं, प्रथ मे राजा यशोधर और चन्द्रमती का जीवन परिचय बडी खूबी 
के साथ अकित किया है उसे पढ़कर और मनन कर हृदय हिंसा से पराजूु- 
मुख हो जाता है और वह अहिसा की सरस धारा में अवगाहन करने 
लगता है । 

सोमदेव ने श्रपना यशस्तिलक चम्पू उस समय समाप्त किया था 
जब शक सवत्‌ ८5८१ (वि० श० १०१६) में सिद्धार्थ सबत्सरान्तर्गत 
चंत्र शुक्ला अयोदशी के दिन श्रो कृष्णदेव (तृतीय) जो राष्ट्रकूटवश 
के राजा अमोध बये के तृतीय पुत्र थे, जिनका दूसरा साम अकाल वर्ष' 
था, और जो उस समय पाण्ड्य, सिहुल, चोल और चेर आदि राजाओं 
को जीतकर मेल्पाटी* (मेलाडी नामक गाव) के सेना शिविर में विद्य- 
मान थे । उस समय उनके चरण कमलोपजीवी सामन्‍्त बदच्चग की, जो 
चालुक्यवंधीय राजा अरिकेसरी के प्रथम पुत्र थे--गगधारा नगरी में 
उबत ग्रथ समाप्त हुआ था । 


दाक मंबत्‌ ८८८ (वि० सं० १०२३) के अरिकेंसरी वाले दानपत्र 
से, जो उनके पिता बद्यग देव द्वारा लेंबुल पाटक राजधानी मे बनवाए हुए 
शुभधाम जिनतालय की मरम्मत, चने की कलई करने और पूजोपहार 
चढ़ाने के लिए सब्विदेश सहस्त्रातर्गत रेपाक द्वादशों मे दनिकुदुपुल नाम 


नफिकन. अ्यक्‍क 3. +०- जक.. "7 जन्‍याओ ०. ०-०... प० आनाण नम अम्नम कण जा *० 


१. मेलपाटी नाम का गांव जो उत्तर अर्काट जिले के बांदिवाणताल्‌ के 
में है। शक स० ८५० के करहाड़ ताम्रपत्र से भी राष्ट्रकट राजाकृष्ण 
तृतीय का सेना शिविर वहां था यह ज्ञात होता है । 

२. देखो, यशस्तिलक चम्पू की ग्नन्तिम प्रशस्ति । 


: डे; 


का गांव झआचाय सोमदेव को दिया गया था । उससे स्पष्ट है कि यश 
स्तिलक-चम्पू की रचना इस ताम्रपत्र से सात बर्ष पूर्व हुई थी ।' 


ध्नीति वाक्यामृत राजनीति का श्रपूर्व ग्रंथ है, यह उस काल में उप- 
लब्ध राजनत्तिक ग्रंथों के दोहन से समुत्पन्न नवनीत के समान ग्रमूल्य 
रचना है । इस ग्रंथ में चाणक्य, वृहस्पति, शुक्र और भारद्वाज जैसे विद्वानों 
के वाक्यों बा भी सग्रह किया गया है। फिर भी उसमें अ्रपूर्वता के दर्शत 
होते है। सस्कृत के टीकाकार के अनुसार कन्‍्नोज के राजा महेन्द्रपाल 
देव (द्वितीय) ने चाणक्य के भ्रथंशास्त्र की दुर्बोधता से खिन्‍न होकर 
सोमदेवाचार्य से सुन्दर, सुबोध और लघुनीति वाक्यामृत की रचना कराई 
होगी। श्रद्धेय प्रेमी जी के जंत साहित्य भौर इतिहास के अनुसार यह 
महेन्द्रयाल ठितीय वे ही ज्ञात होते हें जिनके दो शिलालेख बि० स० 
१००३ और १००५ के उपलब्ध होते है ।* 

इन तीनो ग्रथों के अतिरिक्त निम्न रचनाओं के उल्लेख और भी 
मिलते है--स्पाद्रादोपनिपत्‌, पण्णवती प्रकरण, युक्तिचिन्तामणिस्तव, 
त्रिवर्ग-महेन्द्रमातलि-सजल्प श्रौर अनेक सुभाषित । परन्तु खेद है कि उनकी 
ये महत्वपूर्ण कृृतियोँ श्रभी अनुपलब्ध ही हैं। जिनकी खोज करना जरूरी 
हे । 
टीकाकार 


अ्रध्यात्म-तरगिणी नामक टीका ग्रथ के कर्ता मुनि गणधर कीत हैं, 
जो गुजरात देश के निवासी थे । यह टीका उन्होने गढ़ श्र्थ और सदेह 
को दूर करने बाली किन्ही सोमदेव नाम के सज्जन के अनुरोध से उन्हीं 


कि >नीननाओन+-ज-न नपनपजजनओ...3. न्‍त+ 


१ देखो, परभणी का ताख्रपत्र, एपिग्राफिग्राइंडिका जिल्द 
है. पृ० २७८ 
२ देखो, नीतिवाक्यामृत की श्राद्य प्रशस्ति और ज॑न साहित्य और 
इतिहास द्वितीय सं० पृ १८२ 


*- हि 5 


के सम्बोधनार्थ बनाई गई थी। टीका की अतिम प्रशस्ति में उन्होंने 
प्रपनी गुरु परम्परा निम्न प्रकार दी है--साग रननन्‍्दी, स्वर्ण नन्‍्दी, पद्मनन्दी 
पुष्यदन्त, कुंवबलयचन्द्र और गणधरकीति । 

टीकाकार ने अपनी यह टीका वि० सं० ११८६ में चंत्र शुक्ला 
पंचमी रविवार के दिन गुजरात के चालृक्य-बशी राजा जयसिह या 
सिद्धाज जयसिंह के राज्यकाल में बनाकर समाप्त की है जंसा कि 
प्रशस्ति के निम्न पद्मों से प्रकट है-- 


एकादश झताकीर्ण नवासीत्युत्तरे परे । 

सवत्सरे शुर्भ योगे पुष्पनक्षत्र सज्ञके ॥१७ 

चंत्रमासे सिते पक्षेदथ पच्रम्या रवो दिने । 

सिद्धा सिद्धि प्रदा टीका गणधरत्कीतिविपश्चित: ।॥१८॥। 
निस्त्रशतजिताराति विजयश्री विराजनि । 

जयसिह देव सौराज्ये सज्जनानन्द दायनि ॥१९॥ 


जयसिंह सोलको राजाश्री में बड़ा प्रतापी हुम्ना है, उसका विरुद 
'सिद्धराज' था | यह जिस समय सोमनाथ की यात्रा को गया था, मालवे 
के परमार राजा नरवर्मा ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया था। 
जर्यासह उससे १२ वर्ष तक लडता रहा, उस युद्ध में नरवर्मा की मृत्यु 
हुई और उसका पुत्र यशोवर्मा राजा हुआ | वह हार गया और बदी 
हो गया । जयसिह ने उसके प्रदेशों पर कब्जा कर लिया । जयसिह के 
के कोई सनन्‍्तान न थी, श्रतएवं त्रिभुवनपाल के पुत्र कुमारपाल को 
गद्दी का अधिकार मिला । जयसिह देव का राज्य सवत्‌ ११५० से ११६६ 
प्र्थात्‌ सन्‌ १०६३ से ११४२ ई० तक वहां रहा है, इसकी राजधानी 
प्रनहिलवाडा थी । गणधर-कीति ने इसके राज्यकाल मे ही अपनी उस 
टीका को पूरा किया है । 


इस ग्रन्थ का सम्पादन और हिन्दी अ्रनुवाद पं० पन्‍्नालाल जी 
साहित्याचाय ने ऐलक पन्‍नालाल दि० जैन सरस्वतीभवन रालरापाटन 


क कु 
श क् 


की प्रति से किया है। अन्य प्रतियां प्राप्त नहीं हो सकीं। भ्रनुवाद 
मूल पद्यों का किया गया है साथ ही टीका में चचित विषय को विशेषार्थ 
द्वारा सरल हिन्दी भाषा में दिया गया है जिससे पाठकों को विषय सम- 
भने में असुविधा न हो, अनुवाद की भाषा सरल हिन्दी है, हिन्दी अनु- 
बाद कसा हुआ, इसका निर्णय पाठक स्वयं करेंगे । 


१० नवम्वर १६६० परमानन्द जन शास्त्री 


3» जमः सिद्धे स्यः 
सोमदेवसूरिजिरखिता 


अध्यात्म तरडब्रिणी 
(गरमधरकीति कृत संस्कृत टीका और हिन्दी टीका सहित) 


शुद्ध्यानकृशानुधसनिवयहः श्वासंभ वां कुश्चितो 

सोौलो सौलविलोलमुर््धजजटाव्यस्वेन येषां बसो। 

जशानानन्दटगात्मकामरकतस्वरों स्दुखद्विदुमा- 

नीलाम्भोदनिभा भवन्तु सुजिनास्ते स्वात्मलमस्भाय नः 8 श।। , 
विचित्रोरवेहच्युतिद्योतिताशा नरेन्द्रोड़कोटीर रत्नप्रभाभा- 
रभूम्रिष्ठपाथ: प्रधौतांप़ियुग्मा जिनाः सन्ददन्तां फल बांछित॑ नः ॥२॥ 
अ्ररूपारसासोमविज्ानबेहा-दरो रा: परानस्तवीयविगाहा- 
तिसुक्ष्मामलानन्तसौरुया विदाधा: प्रसिद्धा: सुसिद्धा: प्रयच्छान्तु शं नः १३॥ 
सनोशार्थ चिन्तामरिश्रीनिवासं पविश्व॑ खरित्रं सम॑ थे हगालस्‌ । 
स्वयं संचरन्तेष्न्यभाचारयन्ते भवन्त्विष्टटः: सूरयगः सर्वदा मः ॥४॥ 
झनेकान्ततत्त्वाम्यजोजधाससूर्या: सर्वकान्तमिथ्यातसोध्यंसबर्याः । 
पराष्यापका: पाठकान्‌ पाठ्यन्तः प्रथोध दन्तां शुभ शाश्वत नः ॥५॥ 
त्रिवण्डप्रमुक्ताः सुयोगोषयुक्ताः प्रसारोज्जिताः सिद्धशुद्धोपयोगा: । 
सुश्पडगरयोनीनसु ' भाँवुभावाः सदा साथवः सनन्‍्तु ते सिद्धिरदा नः ७६॥ 
अधोधसंघट्टितविध्नसकूः विधातका मारमहेमतिहा: । 
भवन्तु पश्नापि जिनेश्वराद्याः सुशाश्वत॑ वेबधसम्धधायें ॥७॥ 
सल्लक्षणोज्ञ्यलतनुव रतकवाहु: स्पाह्रदपीवरपयोघधरभागभुस्ता । 
मुक्तात्मवृुससवलंकृतिहा रभवा वाग्देशसा सम तनोतु सतोषितानि ध८॥ 

१५ अये पाठशिवन्त्वः, सुशुज्ञारवोनीनस्व॒मोनुभावाः? इति शुद्ध पाठः किन्तु तत्रापि 

संयुक्ताथस्य गुरुत्वेन छन्दोमड़ो भषति । 


२ भ्रध्यात्म तराज्जिणी 


गुरि/गराघरकीति: सोमसेनोपरोधादकृत निकृतिदोषाध्यांतविध्वंसकर्ञोमु । 
विनसणिरुचिभावां भासितार्थां सुटीकां 
अतममृततरद्िण्पाव्ययाध्यात्मपुर्वास ॥६॥। 
कुन्देन्दुकान्तिहु रहासविलासशुत्ष 
कान्‍्त यहाः प्रतिविधातुमतल्पकल्पसू । 
क्र : स्वर रवितथार्थविचारसारा 
साक्षान्तया विरच्चिता शिवसोल्यदेयम ॥१०॥ 
मात्सयं मुत्सु ज्य विचार्य चार्व्या सत्तत्वसन्देशनज गुरणोधस्‌ । 
ग्राह्मा: गुणज्ञगुशकक्षदक्षे: सनन्‍्मोक्षमार्गाधिगमाय दोका ॥११॥ 
जिन प्रराम्य प्रणतं सुरेश! कृते कृतार्थेमंनिसोमदेजे:। 
सगा स्वभकक्‍त्या क़ियते विचित्र निबन्धनं ध्यानविधो सुबोधमसु ॥१२॥। 
नितिलसुरासुरसेवाबस रमायातसु रसम्बोधनावधारितधर्मावसरर (राग ) 
झमरोरगनरेखद्रश्रोकल्पानोकहारामोल्लासामृताम्भोघरायमाण (रपं) महा- 
परमपतकल्याणकोकसदकाननोत्पत्तिसार (रं) भवाम्भोधिसमुत्तरणेक- 
सेतुबन्ध सम्यकत्वरत्नं गीर्वाणगरा (न) नु प्राहयता, श्रष्टादश सागरोपम्त- 
कोटीकोटों वा यावन्नश्टत्वाहयादमत्यागादिस्वभावस्य धर्मस्य भरते 
घसंकर्मारिए प्रवतंयन (तु) भगवानितिजाताकूत परिपाकेन, समाधि (बि) 
संविधष्यदासन्नस्त्यंं बेराग्ययोग्या (गा) ये नीलंयसां प्रहितां गीर्बा- 
रोेश्वरेरप, तां व शुद्भारादिरसाभिनयदक्षां ह्वभावविश्नभबिलासदतों 
धशान्तरसानन्त्रमेब नश्वरस्वभावां विभाव्यात्मनोउनश्वरस्वभावलां चिफो- 
अं राविदेव इत्थं योगसुद्रामुन्धुद्रितवा नित्याह--- 
झादि जिनेन्द्र भगवान्‌ ऋषभदेव कमेंभूमि की व्यवस्था 
कर शान्ति से प्रजा पालन कर रहे थे। भगवान्‌ अपने पुत्र 
पुत्रियों के लिये लोकोपकारी विविध विषयों की शिक्षा देकर 
उनके द्वारा प्रजा का जीवन सुखमय बना रहे थे। एक दिन 
सौधसन्द्र के मन में विचार आया कि जिनेन्द्रदेव के द्वारा कमें- 


भ्रष्यात्म तरज़िणी ३ 


भूमि की व्यवस्था तो पूर्ण हो चुकी है शौर प्रजा अपने व्यव- 
स्थित जीवन द्वारा सुख-सन्‍्तोष से समय बिताने लगी है; परन्तु 
पारमाथिक धर्म की श्रोर भ्रभी लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। 
गौर इसका होना तब तक सम्भव भी नहीं है जब तक कि 
आदिदेव-युगपुरुष अपने भ्राचरण द्वारा इसकी प्रवृत्ति नहीं 
चलाते हैं ।अतः कोई ऐसा निमित्त उपस्थित करना चाहिये कि 
जिससे इनका चित्त सांसारिक कार्यों से विरक्‍त द्वोकर परमार्थे 
की ओर लग सके। यह विचार कर वह भगवान्‌ की उपासना 
के लिये भ्रयोध्या नगरी में आया और उनकी राज सभा में 
उसने अप्सराशों का गान तथा नृत्य कराना शुरू किया | 
नीलंयसा देवी की आयु बहुत थोड़ी रह गई थी । अतः इन्द्र ने 
यह विचार कर कि इसकी मृत्यु से भगवान्‌ का चित्त संसार से 
विरक्‍त होकर परमार्थ की ओर लगेगा, उसे नृत्य के लिये खड़ा 
कर दिया । वह अपने नृत्य से सभा के लोगों का मन झानन्दित 
करने लगी; परन्तु कुछ ही समय में उसका जीवन समाप्त हो 
गया । इन्द्र ने रस भद्ध न हो इस विचार से उस स्थान पर 
दूसरी देवी खड़ी कर दी; परन्तु भगवान्‌ ऋषभदेव इस बात 
को अपनी दृष्टि से देख चुके थे श्रतः उनका मन संसार से एक 
दम विरक्‍्त हो गया । उन्होंने निश्वय कर लिया कि सभी 
पदार्थ इसी नीलंयसा के समान भंग्रुर हैं--विनाशीक हैं में झब 
तक इन्हें व्यथ ही स्थिर रखने का प्रयत्न करता रहा । संसार 
में यदि कुछ स्थिर है तो स्वकीय शुद्ध आत्मा का स्वभाव ही 
स्थिर है, छुझे इसे ही प्राप्त करने का प्रयत्व करना चाहिये। 


है भ्रध्यात्म तरज्िणी 


ऐसा विचार कर उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग कर योग- 
मुद्रा धारण कर ली। आदि पुरुष ध्यान-मुद्रा में पथिवी पर 
विराजमान हैं उनकी दोनों भ्रुजाएं नीचे की श्लोर भुककर 
उत्सड्भ में प्रफुल कमल की शोभा प्रकट कर रही हैं, वे अन्य 
साधुओं के समान एक या दोनों भ्रुजाओं को ऊपर उठा कर 
तपस्या नहीं कर रहे हैं और ध्यानस्थ होने के कारण उनके 
श्वासोच्छुवास की गति श्रत्यन्त मन्द है। आचार सोमदेव 
उनकी इसी योग-मुद्रा का वर्णन करते हुए स्तवन करते हैं--- 


मास्माघः स्ताद्धरिन्नी दिशतु स परमाः सम्पदोष्स्यामविश्व- 
त्पोदास्ते यः पतत्स्मा पद', इति चल कुतो निर्भर सर्वदा यः। 
सागुग्गनरिक्षितिप्रा: 'क्षतिसिति, सरुतः प्रक्षिपन्‌ सुक्ष्मवोक्षान्‌ 
मा भूहयोम्न्यप्रचारः: पवनपथसदां वो यतोष्नूध्यंबाहुः ॥१॥ 
मास्मेत्यादि-- विशतु ददातु । काः सम्पद: विभतीः । किभताः ? 
परमा उत्कृष्टा श्रन्यजनासम्भाविनी: । केस्‍्य: ? वो युष्सम्यस््‌ । कर्म 
(वा) सर्वकालस । कोपसौ स देव: ? यः । कि प्रोदास्ते सम उदासीनो * 
बभव । कि कुर्वन्‌ ? झविश्वत्‌ न धरन । के ? पदे जरणे । कं निर्भर 
निर्भरारम्भं यथा भवति । कप्यासु ? भ्रस्थां धरिश्र्याम्‌ु। कुत इति ? 
इति कुतः। भा सम पतत्‌ सा सम गच्छतु । कासो ? धरित्री। कुथस्‌ ? 
झधघस्तात्‌ भ्रथः पातालतले। पुनः कि कुर्यन्‌ ? प्रक्षिपन्‌ विकिरन । कान ? 
मदतः: बायून। कि विविष्टान्‌ ? सूक्ष्मबोक्षान्‌ सुक्ष्मा वीक्षावलोक् 
येषां ते सुक्मवीक्षा: तान सृक्ष्मावलोकनानित्यर्थ:। कुत इति, इति कुत्तः ? 
यस्मास्मागु: भा गच्छान्तु स्‍्म। कां ? क्षति विनाशसू। के ? गोत्र 
क्षितित्रा: कुलपर्षता: । पुनः कि विशिध्टो योप्तृष्य क्षिपति ? अलुष्ज- 
१. क्रम त.। २ जितिम्‌ त. ३. उदासीनी बभूग ख. । 


भ्रध्यात्म तरज़िणी भू 


गाहु: । कुत इति, हृति कुतः ? यतो साभूतु, कः ? अप्रचार: हाप्रवर्त नस्‌ । 
बल ? व्योस्ति-झाकाहे । केषां ? पवनपथसदास प्रवनस्य पन्‍्चा साय: 
झाकाजं तत्र सीदन्ति गण्छन्ति पवनपथसदः लेथां विद्याधराणामित्यर्थः | 
किसनेनोक्त ? सर्वापिध्याससुद्रा प्रकटोकृतेत्यथें: । हवमेबासि (स्थ)ध्याथि 

श्वासो बेन विनिजितोडजितरयों वेहस्य खेदास्पदो (दं) 

वैभोन्सेषनिसेषभावरहिते. नेत्र स्थिरे स्थापिते । 

पस्याशेधकुमीतिमाप्गविधयो. व्यापारसड्धों. गतो 

योगी सोष्च सनोगतो5द्भुतरसे प्राप्तों दशामीहशोश ४१॥ 

झात्मीयात्मीयराद्धान्ताववोधविवुद्धोडवहार (हरि) हर व्यवहारा, 
स्यक्षमोक्षका रजवीक्षावीक्षएसंक्षयावक्‌ सतत्का रण विवक्षा5द का पृहंगृहिरती - 
सड्भाजो5पि गृहस्था ध्यानाधोनधिषणा भवन्तीति समभिवधुरवर्तादिनः 
केसन । श्रन्ये पुनः पाथण्डियण्डाग्रेसरा: पटुसितपटविठाः सम्रस्थस्थापि 
योगसंगततां सागर वरायां (सागराम्बरायां) संगिरते । 
बे वृषभ जिनेन्द्र तुम सब के लिये उत्कृष्ट संपदाएं-- 

अनन्त चतुष्टय रूप विभूतियां--प्रदान करें जो कि संसार से 
अत्यन्त उदासीन हो तपश्चररा में निरत हैँ तथा उस तपरंचरण 
की दशा में भी जो पृथिवी पर जोर देकर शअ्रपने पैर इसलिये 
नहीं रख रहे हैं कि कहीं मेरे भार से यह प्रृथ्वी नीचे की 
भ्रोर न खिसक जावे । जो अत्यन्त सूक्ष्म श्वासोच्छुवास की 
वायु को इसलिये छोड़ रहे हैं कि कहीं उसका श्राधात पाकर 
कुलाचल विनाश को प्राप्त न हो जावें तथा जो अपनी दोनों 
भ्रुजाओं को नीचा इसलिये किये हुए हैं कि कहीं इनके निमित्त 
से आकाज्ष में देंव और विद्याधरों का संचार रुक न जाते ।' 


६ प्रध्यात्म तरज्िणी 


विशेषार्थ--कितने ही अन्य साधष्ठ तपदचर्या करते हुए 
जमीन पर एक पर से खड़े रहते हैं, कोई एक या दोनों भुजाएं 
ऊपर उठाये रहते हैं और कोई प्राणायाम के द्वारा किसी 
निश्चित समय तक इ्वासौच्छुवास को रोक कर बाद में बड़े 
वेग से छोड़ते हैं। यहां श्री सोमदेव सूरि ने उनकी उस तपो- 
मुद्रा से दिगम्बर तपो-मुद्रा में पार्थक्य प्रकट करते हुए कहा है 
कि जैनधर्मं अध्यात्म प्रधान धर्म है। इसमें केवल शरीराश्नित 
क्रियाओं झौर सुद्रा्नों के लिये कोई स्थान नहीं है। यहां पद्मासन 
अथवा कायोत्सर्गासन में जो भी झासन सुखकर हो उसी से 
ध्यान किया जा सकता है, यह विधान किया गया है। साथ ही 
इलोकगत तीनों विशेषणों से यह भी सूचित किया गया है कि 
भगवज्जिनेन्द्र की जितनी भी प्रवृत्ति थी वह सब त्रिजगद्धिताय- 
-तीनों लोकों का भला करने के लिये थी ॥। १॥ 
तानेतान्निलठिसान: श्रीसोमदेवसूरि: सोल्लुण्ठसृत्पादेत्याग्राह--- 
पातालान्ट बभूवु: खलजनजनिता वाक्पथाः करणप्राः 
क्रध्यच्चेष्ठाइच 'साक्षात्त्यि मतिविशि(सि)नीभानु भासो5चितांगे 
झाशावासो बसाने पवनपरवशेः पांशु (सु)निः कुन्तलालि 
सुत्पाया (ट्या ) मूलमेनोद्रमगहुनजटाजालबद्ीतमोहे ॥२१॥ 

पातालान्ता इति--बभ्‌वुः संजाताः । के ? करंपुराः करणभिरणानि १ 
के करपपुरा खरभवुः ? जाक्यया: वबसनसार्गा:। कि विश्चिष्टा: ? खलजन- 
जनिताः दुर्जनजनोत्पादिता: । पुनः कि भूताः ? पाताल तान्‍्ताः पाताले 
तास्ता बिस्तृताः । कया ? उर्स्या लहूर्णा प्राचुयंर (?)) तथा बभुव॒ुः 

१. ऋ ध्यत्येषा च त ; 





भ्रध्यात्म तरख्िणी ५8 


का: ? क्रध्यस्वेध्टाश्स क़ध्यतां चेष्टाः कोपिनां व्यकहारा:। कि विशिष्टा 
अभव॒ः ? सति विशि (सि)नोभावुभासः । सतिबुंद्धि: सेव विसिनो पश्चितो 
तस्या विकासाय भानुभासः। झादित्यदीप्त्यथः (प्तयः) । कं ? साक्षा- 
स्पवरसार्थेन । कस्मिन्‌ ? त्वणि, कि विशिष्टे। चजचितांगे भषितशरीरे। 
के: पांसुभि: रेशणि: । कि भूत: पदनपरवश:ः बातेरणायत्तें:। पुनरपि 
कि भूते ? बसाने परिदधाने। किस ? झ्ाशावासः दिग्वस्त्रस। कि 
कृत्वा ? उत्पादय उन्मूल्य | कां कुन्तलालि वालपद्िस्‌ कथं । झासूल सूलोी- 
न्मूलं यथा भवति । कि वत्‌ ? एनोदुसगहनजटाजालबतू, एन. पाप तदेव 
द्रमास्तेषां गहनसटवी तस्या जटाझूटानां जाल संघातस्तद्वत्‌ । श्रस्य सर्वे- 
स्मापि सुभाषितस्यदं कंस्पर्यंमर, परसतें: कि वन्य स्वभावादेव भावानूत- 
ध्यालाधिरोहएणं भवतीति भव्यरवश्यमवसेयस्‌ २॥। 

बाह्याम्यन्तरपरिग्रह विनिर्मृक्तस्य, जीवति जीविध्यति! जीबितपूर्बो 
वा जोव इति निरुकक्‍ते, अ्रनाथनन्तकालजोीबनभाजः, सर्वस्यापि जीव॑- 
जातस्य ध्यानयोग्यतास्त्विति विप्रतिपन्नाः सामायिका: समाचक्षते । तथा 
ज्ञानज्ञ यविज्ञानज्ञान्‌ प्रसाशप्रमेयनिरूपरशप्रवरणन समवान्‌ नित्याद्येकांतवा- 
दिवपेहर (रे) शा कि प्रसमारादिज्ञास्त्राभ्यासेनेत्याचक्षाणान्परान्प्राणेत्याह- 

आगे भगवान्‌ की निग्नेन्थ अवस्था का चित्रण करते हुए 
कहते हैं--- 

है भगवन्‌ आप दिशा रूपी बस्त्रों को धारण कर रहे 
हैं--शरीर की रक्षा तथा लज्जा के निवारणार्थ आपने अपने 
शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रख छोड़ा है, वायु की परतन्त्रता 
से उड़ती हुई ध्ृलि से आपका शरीर चचित हो रहा है--ब्वलि 
लिप्त शरीर में झ्राप चन्दन चर्चा का आनन्दानुभव कर रहे हैं, 
झ्रापने केशों के समूह को इस प्रकार उखाड़ कर फेंक दिया है 
मानों पाप रूप सघन वन की जठाओं के सस्ूह को ही उखाड़ 


८ भ्रध्यात्म तरज्िणी 


कर फेंक दिया हो, झ्राप मोह से रहित हैं--पर पदार्थों में 
ग्रहंदुद्ध तथा ममता की भावना से रहित हैं, पाताल तक फंले 
एवं दुजन मनुष्यों के द्वारा उच्चरित दुर्बंचन आपके कर्र्णा- 
लंकार हैं--प्राप दुष्टों के दुवंचन को सुनकर क्षोभ को प्राप्त 
नहीं होते हैं श्रपितु उन दुवंचनों को कानों का आभ्रूषण समभक 
प्रज्ञन्नता का अनुभव करते हैं और क्रोधी मनुष्यों की चेष्टाएं 
आपकी प्रतिभा रूपी कमलिनी को विकसित करने के लिये 
साक्षात्‌ सूर्य की रश्मियों के समान हैं--दुजनों द्वारा किये हुए 
उपसर्ग आझ्रापकी केवलज्ञान की उत्पत्ति में कारण है ॥। २ ॥। 


विशेषार्थ--मोह के उदय से यह जीव कभी अपने आप 
को पर रूप मानता है। यत: भगवात््‌ का मोह नष्ट हो चुका 
है प्रतः स्त्री पत्र धन धान्यादि बाह्य पदार्थों में उनकी ममता 
बुद्धि नष्ट हो चुकी है। यही नहीं शरीर को भी वे अपना नहीं 
मानते हैं और इसी लिये शरीर की रक्षा करने वाले वस्त्रादि 
का भी उन्होंने त्याग कर दिया है। वे दिगम्बर हो चुके हैं--- 
दिशाओं को ही उन्होंने प्रपना वस्त्र बना लिया है। वायु के 
वेग से ध्रूलि उड़कर शरीर पर बेठती है पर इससे उन्हें ग्लानि 
नहीं होती अपितु ऐसा अनुभव करते हैं मानों चन्दन का लेप 
किया गया हो, शरीर की शोभा बढ़ाने वाले केशों को उन्होंने 
पाप रूपी अटवी की जड़ों के सम्रृह के समान श्रपने हाथों से 
उखाड़ कर फेंक दिया है, उनकी कषाय इतनी श्ान्त हो चुकी 
है कि दुर्जन मनुष्यों के द्वारा कहे गये दुर्वचन--आक्रोशात्मक 
शब्द---उन्हें रोष पैदा नहीं करते, प्रपितु वे उन्हें करों का भाभू- 


भध्यात्म तरज्िणी हू 


घरा मान कर सन्‍्तोष से श्रवरा करते हैं। यदि कोई कमठ या 
रुद्र जैसे पूरे भव के विरोधी जीव क्रोधवश विपरीत चेष्टाओं 
के द्वारा उपसग करते हैं तो इससे उनका धैर्य विचलित नहीं 
हीता अपितु आत्मध्यान में इतने अधिक तल्‍लीन हो जाते हैं कि 
श्रेणी माँढ कर शुक्लध्यान के द्वारा घातिया कर्मों का क्षय कर 
अन्तमुंहत में केवली बन जाते हैं। इस प्रकार दुर्जनों के उपसर्ग 
से उनकी बुद्धि ऐसी विकसित हो जाती है जैसे कि सूर्य की 
किरणों के सम्पर्क से कमलिनी विकसित हो जाती है । यहां 
कवि ने भगवान्‌ की वीतराग खुद्गा का बड़ा सुन्दर वराोन 
किया है ॥॥। २॥। 

*भव्येड्सौ धारणायां चतुरवयवजे सम्प्रयोगे घियो5यें 
. +प्रत्याहारेउक्षयुत्तेः स्वविषय *विश(सं)रादुयुक्त्युदकों वितकें । 

घ्याने तद्बेयलोने यमनियसपथावस्थिते क्षेत्रनाथे 

माध्यस्थ्याब्धी समाधो समधिकथिषरोो योगसुद्रामुपति ७३७ 

प्राखेत्या-दिउपेति प्राप्नोति । का ? योगसुद्राम ध्यानसुद्रामू । कः ? 

समधिक अिषराः स ( /८) संगताईघिका उत्कटा घिदरा बुद्धियंस्थ सः । 
कव सति ? संप्रयोगे ससोक्तीनसंयोगे । कि भूते ? चतुरबयवजे चत्वारो- 
ध्वयवा यस्य सः । तस्माज्जातः । के ते चत्थारोप्ययवा: ? इखििय प्रायु- 
बंल उच्छवासनिःदवास प्राणारः (इन्द्रियायुबंलोच्छवासनिःश्वास भस्पाः) 
झत्रेन्दरिमादीनां दन्दः । इन्द्रिय-झायुर्वल-उच्छवास-निःश्वासा (इन्द्रिया- 
. अर्बलोच्छवासनिःश्वासा एव प्रारता:) प्राराशब्दः प्रत्येकमशिसम्बन्धनीयू: 
कुत: ? यत्‌ इन्दवात्परं यच्छू यते तत्प्त्येक्मपि संबंध्यते । कस्यां सत्याधु ? 





१ भव्योधसी, इति टीकागतमूलश्लोक पाठः दीकायां तु आशेशो' इत्येव पाठः। 
२ प्रत्याहारों त, ३ बिशसत्‌ ते ४ योगनिद्वाम त 


़' 


१० भ्रध्यात्म तरड्िणी 


धारणायास्‌ । कालान्तराविस्मरणकाररं घारण्पा, तस्याम्‌ । कस्याः ? 
थियः बुडे:। कस्मिन्‌ ? अश्रर्थे द्रव्यपर्यायात्मके जोबाजोबलकरस्पे। न 
केवल धारसायाम॒ प्रत्याहारे ख सति । प्रत्याहारों हि व्यावतेनं तस्मिन्‌ | 
कस्या: ? प्रक्षवत्तें:। प्रक्षाणि-इन्द्रियारिण स्पर्शनरसनादीनि तेषां ब्तेः 
प्रवतततें: । कस्मात्‌ ? स्वविषयविद् (स) रातू । स्वस्थ विषये आत्मीयोप- 
भोग्ये रूप रसादो तत्न विश (स) रः प्रवर्तन तस्मातु । पुनः बय सति ? 
वितक श्रुते । कुतो वितक: श्रुतम्‌ ? यतः, वितक्यते निन्‍नीयते (निर्णीयते) 
जीवाजोवादिवस्तुतत्त्व येन स तस्सिन्‌ । किभते ? युकत्युदर्क । ननु केय॑ 
पृक्तिताम ? नयप्रमाणात्मिका युक्ति:। कानोमानि नयप्रमाणानीत्यु- 
च्यते । नया नेगसादय: । प्रमाण प्रत्यक्षपरोक्षकूपे । नय प्रमाशान्पेव 
श्रात्मा स्वरूप यस्था: सा नथप्रमाशात्मिका तथा। उद्क महति। पुनः 
कस्मिन्‌ सति ? ध्याने चिन्तने। किभते ? तद्धेयलोने स चासों ध्येयश्च 
तद्ेयः शुद्धात्मस्वभाव: । तत्न लीन संबद्धं तस्सिन्‌ । भूयः वव सति ? 
क्षेत्रनाथे क्षेत्र शरोर॑ं तस्थ नाथः स्वात्मोयात्मेत्मथं, तस्मिन्‌ । कि 
विशिष्टे ? बसनियसपथावस्थिते। यसों यावज्जीवब्र॒तं, नियमों हि 
परिभित काल ब्रतमु, तयो: पन्‍्था वर्त्म तत्रावस्थित:, तस्मिन्‌। पुनः 
बय सति ? समाधों, शमाधिरंकाग्र्य तस्मिन्‌ । किभूते ? साध्यस्थाब्धो 
साध्यस्थ्य (स्थ्यं) रागहघयोरभावः । स एवाब्धि: समुद्रस्तस्सिन । 
झयमसतन्र ससुदायाथे---पञ्चेन्द्रियः संशी पर्यायात्मक: तकक्‍कंव्याकररा- 
ध्यात्मसिद्धान्तादिशास्त्रनिर्ण ततत्वाथं:.. सदृध्येयाविच्लधीध्यानसुद्रा- 
साथ्यतीति ॥ ३ ।) 

प्रवर्धेदकोघोदुर सिन्धुरकन्धराधिरो हिसो5षपि कमककान्तिकीर्सा- 
कायकान्तिकसनीयकामिनी रमरतीयरमरगरसितस्वान्ता झपि जेन- 
ध्यान विदधाना श्रात्मनो हास्यास्पदर्ता सृजयन्तोति दर्बायन्तः सुरथः 
अहू 

भ्रागे उक्त ध्यान-मुद्रा को कौन धारण कर सकता है ? 


अध्यात्म तरजझिणी ११ 


इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ध्यान-मुद्रा के स्वामी का वर्णन 
करते हैं--- 

जो प्राणों का स्वामी है--इन्द्रियादि दश प्राणों का धारक 
होकर पर्याप्तक ग्रवस्था को प्राप्त हश्रा है, जो धारणा में दक्ष 
है--कालान्तर में अनुभुत पदार्थों का स्मरण रखता है, जो 
इन्द्रिय बल आयु और श्वासोच्छुवास इन चार अवयवों से उत्पन्न 
समीचीन संयोग में कुशल है, जो बुद्धि के--ज्ञान के विषय भूत 
सामान्य विशेषात्मक ग्रथवा द्रव्य पर्यायात्मक पदार्थों के चिन्तन 
में निपुरा है, जो स्पशनादि इन्द्रियों को अपने २ स्पर्शादि विषयों 
के समूह से व्यावृत्ति करने में समर्थ है, जो नय-प्रमाण रूप 
युक्तियों से श्रेष्ठ आगम में कुशल है, जो शुद्धात्म स्वभाव रूप 
ध्येय में लीन रहने वाले ध्यान में निपुरा है, जो यम और 
नियम के मार्ग में स्थित आत्मा के ध्यान में निपुण है, और 
जो माध्यस्थ्यमाव के समुद्र स्वरूप समाधि के धारण करने 
में--चित्त की स्थिरता रखने में सिद्धहस्त है वही मनुष्य योग- 
मुद्रा को--ऊपर कही हुई ध्यान-मुद्रा को--प्राप्त होता हैं । 

विशेषार्थ--योग और ध्यान दोनों पर्याय वाचक शब्द हैं । 
ध्यान का अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात्‌ योग और कषाय के 
निमित्त से ज्ञान में जो चञ्चलता होती है उसका दूर हो जाना 
ध्यान कहलाता है | कवि ने इस पद्च में ध्यान करने वाले प्राणी 
का निरूपण किया है। ध्यान करने वाले जीव को सर्वप्रथम 
पर्याप्तक होना चाहिए और वह तभी हो सकता है जबकि 
५ इन्द्रिय ३ बल, भायु और श्वासोच्छवास इन दक्ष प्राणों का 


१२ ग्रष्यात्म तरज्िणी 


स्वामी हो गया हो, इसलिए प्रथम विशेषण प्राणेश: दिया 
है । इसके बाद ज्ञान में धारणा शक्ति का होना आवश्यक है । 
पूर्व समय में अनुभ्रूत विषय का कालान्तर में स्मरण होना 
धारणा का काम है। यह धारणा मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम 
से प्रकट होने वाला मतिज्ञान का सर्वोत्कृष्ट भेद है। पदार्थ 
ज्ञान में यह अन्तरद्भ कारण है। इसके रहते हुए यदि बुद्धि का 
इन्द्रियादि प्रारों के साथ संयोग नही हुआ--एक क्षेत्रावगाह 
नहीं हुआ तो पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता;क्योंकि परोक्ष ज्ञान 
के लिए इन्द्रिय संयोग ग्रावश्यक कारण है अतः बुद्धि का इन्द्रि- 
यादि चार प्राणों के साथ संयोग होना ग्रावरयक बताया है। 
इस प्रकार भ्रन्तरद्ध और बहिरड्भ कारण के मिलने पर इस 
जीव का ज्ञान कभी द्रव्य में कभी पर्याय में श्रौर कभी दोनों में 
स्थिर होता है अतः पदार्थ के चिन्तन करने में निपुणा होना 
आवश्यक है। ज्ञानोपयोग पदार्थों मे स्थिर हो जाता है परन्तु 
स्पशनादि इन्द्रियां अ्रपने-अपने विषय ग्रहण की उत्सुकता से उसे 
एक स्थान में दीघंकाल तक स्थिर नहीं रहने देतीं ग्रत: ध्यान 
करने वाले को श्रावश्यक है कि वह इन्द्रियों की स्पर्शादि विषयों 
में जो प्रवृत्ति होती है उसका निराकरण करे--मनोयोग को 
हढ़कर इन्द्रियविजयी बने । प्रत्येक पदार्थ का निरूपण धितकक॑ 
प्र्थात्‌ श्रुत में--भ्रागम में हुआ है और वह श्रागम नय तथा 
प्रमाण रूप युक्तियों से निरूपित है अतः ध्यान करने वाले को 
झावश्यक है कि वह नय और प्रमाण का ज्ञान प्राप्त कर श्रुत 
का--पभ्रागम का--पश्रच्छा अभ्यास करे । आ्लागम में स्वद्रन्य के 


भ्रध्यात्म तरखिणी १३ 


अतिरिक्त पर द्रव्य का भी निरूपण है उस सबके ध्यान से इस 
जीव का उतना कल्याण नहीं होता जितना कि स्वद्रव्य के 
ध्यान से होता है प्रतः ध्यानाभिलाषी जीव को शुद्धात्म स्वभाव- 
रूप ध्येय में लीन रहने वाले ध्यात का श्रभ्यास करना चाहिए। 
आ्ात्मा यम और नियम के मार्ग में भ्रवस्थित है। किसी बस्तु 
का जीवन पयेन्‍त के लिए त्याग करना यम हैं श्रौर काल की 
मर्यादा लेकर त्याग करना नियम है। ध्यान के इच्छुक जीव 
को क्षेत्र--शरीर के प्रधिपति रूप उक्त पआआरात्मा का ध्यान करना 
श्रावश्यक है शोर सबसे अन्त में प्राप्त होने वाली चित्त की 
स्थिरता रूप समाधि को भी प्राप्त करने का अ्रभ्यास करना 
चाहिए | यह समाधि ही माध्यस्थ्य भाव-वीतरागभाव का सागर 
है । जब चित्त राग द्वेष से रहित होकर शुद्धस्वभाव में स्थिर 
हो जाता है तभी समाधि की यथार्थ प्राप्ति होती है । ऐसी 
समाधि में स्थिर रहने वाला जीव ही योगमुद्रा-ध्यान-मरुद्रा को 
प्राप्त होता है ॥३॥। 
यः पात्र नास्ति मैश्या: प्रशममुप्णता यध्य नाश्ापिशाली 
ने स्थर्य यस्थ चित्ते स्मरदहनशिखा: शान्तिभाजो न यस्य । 
यः क्लेशानामसोढा कररापरिश्शतिः स्वस्थ बदया कर्थ नो 
त्वद्ध्यानं भो ! विधित्सुभेवति स सहतां नोपहासाम बेही ॥॥४।॥। 
यः पाज्रसित्यादि--है भगवन्‌ कं न भ्वति ? अपि तुं भवत्येव । 
को5सो देही श्रद्धी । किमर्थश्‌ ? उपहासाय हासाथ। केवास ? महंत 


सतास संसाराश्वद्रवर्तियास्‌ । स कि विशिष्ट: ? जिधित्सु: कर्तृचिच्चुः । 
किस ? त्वद्ध्यानं तबध्यानं जेनध्यानमसित्यर्थ:। पुत्रः कि जता ? थो न 


१४ भ्रध्यात्म तरज्िणी 


भवति । कि ? पात्र भाजनस्‌ । क्या. ? मंश्या:। केय॑ मंत्री नाभ ? 
परेषां दुःखानुत्पत्यभिलाषो सेत्री तस्था:। पुनः किस ? यस्य नोपगता 
नम गता। क॑ ? प्रशमं विसाशस । का ? झ्राशापिश्ञात्री, झ्राशा सर्वे- 
ग्रहरताभिप्राय: सेव पिशाची राक्षसी। यथा किल ग्रहग्रहीतः प्राणी 
हिताहित॑ कृत्याकृत्यं च न वेत्ति तथा प्राशाराक्षसोगृहीतः प्रवेश्या प्रलेश्य॑ 
शाप्यायाज्यं च न जानातीति । भयः यस्य कि ? न स्थेय न स्थिरत्वमू । 
क्ध ? खित्ते सनसि । पुनः कि यस्य ? शान्तिभाजो न प्रश्ममझुषो स । 
का: ? सस्‍्मरदहन शिखाः, स्मरः काम: स एवं वहनो वह्िः तस्य शिला 
ज्वालास्ता: । पुनः कि भूतो यः ? न सोढा न सहिता । केजां ? क्लेशानां 
दुःखानामु । पुन. कि यस्य ? न वश्या नायत्ता । कस्य ? स्वस्थ श्रात्मनः । 
का ? कररएापरिणतिः कररातामिन्द्रियाणां परिणतिः परिखासः । सकल- 
प्रारिगणशपरममंत्रीतत्द्र: स्ववजश्ीकृतनिखिल करणाप्रामः द्वाविशतिपरीष- 
हारातिचभू पराजय परायणः स्थिरोकृताशयप्रचार: परमजनमुद्राधर: 
जैनध्यानानुविधाने समर्थ इतिसकलब॒त्त तात्पर्याय:॥ ४ ॥ 

आगे निम्नाड्ित मनुष्य ध्यान नही कर सकता यह बताते 
हैं-. 

जो मित्रता का पात्र नही है, जिसकी आशा रूपी पिशाची 
शान्त नहीं हुई है, जिसके चित्त मे स्थिरता नहीं है, जिसकी 
कामाग्नि की शिखाएँ शान्त नहीं हुई है--जो परिषहों को सहन 
नही कर सकता है और जिप्को इन्द्रियों की प्रवृत्ति स्वयं निज 
के आधीन नहीं है हे भगवान्‌ ! ऐसा पुरुष आपका ध्यान कैसे 
कर सकता है ? ओर करता भी चाहे तो क्‍या महापुरुषों की 
हँसी का पात्र नहीं होगा ? अवश्य होगा ।॥' 

विशेषा्थ---कभी किसी प्राणी को दुःख न हो ऐसी इच्छा 
रखना मेत्री या मित्रता है । जिस मनुष्य के उक्त लक्षण वाली 


अध्यात्म तरज़िणी ११५ 


मित्रता नहीं है बह द्ेष वश--किसी प्रबल शत्रु झ्रादि के पराजय 
की भावना से तपरच रण करता है परन्तु उसका वह तपश्चरण 
वास्तविक तपरच रण नहीं है । संसार की समस्त वस्तुएं मुझे 
ही मिल जावें । इस प्रकार की दृष्णा को ग्राशा कहते हैं । 
आचार्यों ने इसे पिशाची-राक्षसी की उपमा दी है जिस प्रकार 
किसी भूत पिशाच के वश हुआ प्राणी भिन्‍्त-भिन्‍न प्रकार की 
कुचेष्टाएं करता है उसी प्रकार आशा से ग्रस्त हुआ प्राणी भिन्न 
भिन्‍न प्रकार की कुचेष्टाएं करता है। समन्तभद्र स्वामी ने स्व॒- 
यंश्र्‌ स्तोत्र में भगवान्‌ शीतलनाथ का स्तवन करते हुए लिखा 
है कि 
अपत्यवित्तोत्तर लोकदृष्णया तपस्विन: केचन कर्म कुर्वते 
भवात्‌ पुनजन्मजरा जिहासया त्रयी प्रवृत्ति शमधी रवारुणात्‌ ॥। 
अर्थात्‌ है शीतलजितेन्द्र ! कितने ही तपस्वी संतान, धन 
अथवा परलोक की दवृष्णा से तपश्चरणादि कार्य करते हैं परन्तु 
आपने जन्म और जरा को छोडने की इच्छा से--शांत चित्त हो 
मन वचन काय की प्रवति को रोका है। इससे सिद्ध है कि 
आशा के वशीभ्षुत होकर किया हुआ तपर्चरण जैनधम्म संमत 
नहीं है और न उससे भव-अ्रमण का अ्रभाव ही होता है। चित्त 
की स्थिरता को ही ध्यान कहते हैं श्रतः विषय कषाय आदि के 
कारण जिसका चित्त चञ्चल हो रहा है उसके ध्यान नहीं बन 
सकता, जिसके चित्तमें कामारिनि की ज्वालायें प्रज्वलित हो रही हैं 
उसका उपयोग स्थिर नहीं रहता । वह सदा अपनी प्रेयसी की 
प्राप्ति के उपाय सोचता रहता है श्रत: ध्यानाभिलाषी पुरुष को 


१६ ग्रध्यात्म तरजिणी 


काम पर पूर्ण विजय प्राप्त करता चाहिए । यह सब होने पर 
भी जो क्षुधा ठषा शीत उप्ण आदि परीषहों को अ्रथवा मनुष्य 
तिथथेब्च देव और शअ्रवेतन कृत उपसर्गों को नहीं सह सकता वह 
ध्यान से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति परीषहादि के झाने पर 
मार्ग से च्युत हो जाता है अत: ध्यानाभिलाषी मानव को कष्ट- 
सहिष्सु बनना वाहिए। यह कष्ट सहिप्णु भ्रवस्था तभी हो 
सकती है जबकि इन्द्रियों की प्रवृत्ति को अपने आधीन कर लिया 
जाय । जिस मनुष्य की इन्द्रियां बिना लगाम के घोड़े के समान 
स्वच्छन्द हैं वह थोड़ा सा कष्ट आने पर ध्यान से विचलित हो 
जाता है भ्रतः आचाये महाराज ने सबसे अ्रन्त में इस बात पर 
जोर दिया है कि ध्यान के इच्छुक मनुष्य अपनी इन्द्रियों को 
स्वच्छन्द नहीं होने दें । ये सब ध्यान के साधक हैं इनकी बिना 
जो ध्यान करने का उपक्रम करता है वह महापुरुषों की हँसी 
का पात्र होता है ।।४॥ 
ममोशामनोशवस्तुनिषातेष्प्यनुत्पन्न स्वचित्तविव राशासेव योगी- 
श्वरारां जनध्यातानुध्यानमुपपन्‍नमितोदानों दर्शयच्ति--- 
चर्जा देहे दरति (ददाने) द्वियति भजति वा कर्दसे: कुडकुर्मर्या 
नो खेद: सम्भदों वा पितृवनपटकंदिव्यचीनांशुकर्वा । 
येषां द्वेष्टये भोष्टे' हुसति नमति वा निन्‍्दितेः संस्तुरतेर्वा 
संबन्ध ते धुताशा वधतु विदघतीष्टां धृति बो5पि भूयः ॥॥ ५॥ 
सर्वासित्यादि--दधतु धरन्सु। काम ? धति संतोषस, प्रिया- 
- जिवा् पोगेषपि  लिसाविकृतिस्‌ । केयां ? यः युष्माक भव्यात्सनामु 


िन्मन-न्‍ीनाकनककननिननानन 3 पान न ६ फनी -ीिनीीयीयीयीयिन+-+3+333-+ पानी ++ 9 +-कपकन्ी-+- था वन “० कम नीम" तक न त+त-सीनतत-त-स-3--+-+-3--+-नानाी--3 नमन “काना लक -»+ननया >> >नननमन- “न जन» 2-0, 


१. उमयत्र पुस्तके 'ददति' श्त्येब पाठः किन्तत्र छन्‍्दोभज्नो मदति 
२. दे बोयेभीन्ठे त ३ प्रियार्थोष ख 


ग्रध्यात्म तरज्िणी १७ 


ते के ? धुताशाः झस्ताज्ा:, निर्दलेहलोकिक पारलोकिकभोगामिलायाः । 
येषां: किसू ? नो खेद: तल परितापः सस्‍्समदों बा न हर्षो था न। क्‍्य 
सति ? ददति* (ददाने) प्रयध्छति । कां ? चर्चा भूवाम्‌ ) क्‍्य ? वदेंहे 
शरीरे । कस्मिन्‌ ? हिषति दात्रो । कं: कृत्वा ? कह: पद्भोपलेप:। ने 
केवल (ट्विथति)' भजति वा मित्रे बा। कः ? कुंकुमेंः काश्मीरोपलेपे: । 
भूयः कि (विव्धति) ? कुर्बाणे । क॑ ? सम्बन्ध संयोग । के: ? पितबन- 
पटक: पितृवन श्मसानं तन्र कुत्सिताः पटा: वटका: ले: श्मसानचोवरं: । 
पुनः के: ? दविव्यचीनांशुक: दिवि भवानि दिव्यानि छोनांशुकानि पहट्ट- 
बस्त्रारित ते: । भूयो5पि पुनरपि कि कुर्वति ? द्वेष्टरे हसति हासं विदधाने । 
कं: ? निन्वितेनिन्दावचनैः: । झभीष्टे कि कुर्वेति ? नसति नमः कुर्वारगे । 
के: ? संस्तुतें: स्तुतिवचने:। प्रतिबन्धकारि शुभाशुभव्रव्योपनिपातेईषि 
लब्धानन्तच॒तुष्टयात्मकपरसात्मस्वभावानुभवनादबिचलितस्वरूपा एच 
ध्यानिनों भवेयुरिति व्याख्यात वत्ततात्पर्यायें: ॥ ५ ॥ 


ग्रागे दृष्ट श्रनिष्ट पदार्थों के संयोग में जिन्हें ह्ष-विषाद 
नहीं होता ऐसे महायोगीश्वर तुम्हें भी धैर्य प्रदान करें--समता 
बुद्धि देवें "ऐसा निरूपण करते हैं-- 
कोई शत्रु, शरीर पर कीचड़ का लेप लगाता है, और 
कोई मित्र शरीर पर केशर की चर्चा करता है। कोई श्मशान 
में पड़े हुए मृतक पुरुषों के जीर्ण-शीर्ण वस्त्रों से शरीर का 
संयोग करता है और कोई उत्तम चायना सिल्क के ब्त्रों में 
शरीर को ढकता है, कोई द्वेष करता हुआ निन्‍्दात्मक वचतों से 
हँसी उड़ाता है भर कोई इष्ट पुरुष स्तुत्यात्मक शब्दों के साथ 





१. छन्दोभब्ववशात मूले दीकायान्‍्च ददतीतिस्थाने ददाने” इत्येषपाठः सम्यकुू- 
भाति । 


श्कः ग्रध्यात्म तरज्िणी 


नमस्कार करता है । फिर भी इन दोनों की--शत्रु और मित्र 
की--चेष्टाओं पर जिन्हें खेद और हर्ष नहीं होता वे समस्त 
ग्राशाग्रों को नष्ट करने वाले योगीश्वर श्राप लोगों को भी' 
बार बार अभिलपित धेये प्रदान करें । 
विशेषा्थ--संसार में ऐसे ही मनुष्यों की अधिकता है जो 
कि अ्रनुकुल उपचार करने वाले पर प्रसन्न हो जाते हैं और 
प्रतिकूल उपचार करने वाले पर अप्रसन्न हो जाते है। ऐसे 
पुरुष कषाय के भार से आक्रान्त रहते हैं। वे वीतरागता के 
पर्याय वाचक साम्यभाव से बहुत दूर रहते हैं उन्हें समीचीन 
ध्यान की प्राप्ति किसी भी तरह नहीं हो सकती । परन्तु जो 
इण्ट-अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी अपने माध्यस्थ स्वभाव को 
सुरक्षित रखते है वे महापुरुष है। जो इस लोक और परलोक- 
सम्बन्धी ग्राशा को ठुकरा देते है वे हो उस उत्तम अवस्था को 
स्वयं प्राप्त हो सकते हैं शोर दूसरों के हृदय में भी साम्य- 
भाव उत्पन्न करा सकते हैं । यथार्थ साम्यभाव को धारणा करने 
वाले मनुष्य की आत्मा में इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है 
कि वह “अवाग्‌ विसर्ग वपुृ्षा मोक्षमार्ग निरूपयन्तम” वचन से 
कुछ भी न कहने पर अपने शरीर से ही मोक्षमार्ग का निरूपण 
करने लगता है । जहां ऐसे महापुरुष अवस्थित होते हैं वहां के 
हिंसक पथु भी अपना जन्म-जात विरोध धूल जाते हैं और 
परस्पर में मित्र के समान क्रीड़ा करने लगते हैं । राजा श्रेणिक 
ते देष वश दिगम्बर मुनि के गले में मृत सर्प डाला था पर 
तीन दिन बाद जब वे रानी चेलना के साथ उनके पास जाते 


प्रध्यात्मे तरड्लिणी' १€ 


हैं, चेलना उनके गले से मुत सर्प निक्राल कर उनका उपसर्ग 
दूर करती है भर उपतर्ग दूर हुआ समभ कर जब मुनिराज 
अपना मुख खोलते हैं तो कहते हैं 'युवयोधंमंवृद्धिरस्तु तुम 
दोनों को धर्म बृद्धि हो । राजा श्रेणिक के हृदय में सहसा परि- 
वतन होता है कि कहां मैं दुष्ट, जिसने मृत सर्प गले में डाल 
कर इन्हे तीन दिव तक कष्ट पहुंचाया और कहाँ यह चेलना ? 
जो कि खबर पाते ही रात को दौड़ी झ्राई और उपसर्गे दूर कर 
सस्नुष्ट हुई । फिर भी मुनिराज हम दोनों के लिये एक साथ 
धर्म वृद्धि दे रहे है, इन्होंने यह क्रम भी नहीं रक्खा कि पहले 
उपकार करने वाली चेलना को धर्मवृद्धि देते और बाद में 
मुझ दुष्ट को । कितना साम्यभाव इनकी आत्मा में भरा है। 
सच्चा धर्म यही है। अ्रब तक मै व्यर्थ बौद्धधर्म को और तदनु- 
यायी ग़ुरुओं को अपना हितेषी मान कर भटकता रहा। 
इत्यादि विचार कर राजा श्रेणिक बौद्धध्म को छोड़कर जैन- 
धर्म मे दीक्षित हो गये । सारांश यह है कि साम्यभाव---वीत- 
राग भाव ही परमधर्म है। इसे ही प्राप्त करने का अहनिश 

प्रयत्न करना चाहियेक ॥ ५ ॥ 
यदन्तस्तच्वमन्त:संवेदनेन संविदते विदिततत्त्वार्थकस्मंन्दिवृन्दारका 
जननान्तरविरोधिविचित्रतित्र चित्रकवसरचमूरुचर्य रए-दन्तिदन्तोहलनान्दो - 
लन-श्ूगालीगलगुहोन्मुक्तस्फारफ्त्का रनिर्ग ताग्लि -नागोद्‌गीर गाडगरलान- , 
$ अन्यत्राप्युकतम-- एकः पूजा रचयति नरः पारिजात प्रसूनेः 
क्र डः करठे दिपति भुजगं हन्तुकामसततोध्न्यः । 


तुल्या वृत्तिभवति च तयोर्यस्‍्थ नित्य ले योगी, 
साम्याराम॑ विशति परमकानदत्तावकाशण्‌ ॥ 


२० अध्यात्म तरज़िणी 


लपरिधष्वफूः - तृन्दारकबृन्दविद्याघरसंग्यसंबाधोषजनितचेतनोपसगग भाजोएपि 
तथा तुराकण्डककाष्ठेष्टकानिच्ययोपरिपात-ारद्धेमन्तादिऋ (धु) तृुत्प- 
स्तोत्लुष्डशीवलजलप्लवासादिताचेतनोपप्लवा झपि. भ्रीपाश्वेनाथसु- 
फोशलसुकमालकुमा रा रविन्दसं जयन्तादयस्तत्कथमप्यपरित्यजन्तस्तेषुतेषपा - 
स्यानेषु । ययावच्छ यग्त इति संवादयन्तः सूरय इदसूचुः: । 


भूयांसि त्व॑ महांसि क्षिप तपन पर 'प्लुध्यदाज्ञानभांसि 
ज्यायांसि त्वं पयांसि क्षर मिहर रबर क्षुम्यवृर्वोमनांसि । 
सोर्जांसि त्व॑ रजांसि सुज पवन हि्म भूरि मुच्छेत्तरांसि 
श्रेयांसि स्वावभांसि त्यजति न धृतधीरेष नून रहांसि ॥६॥ 


भूयांसि त्वमित्यादि--तथयापि न त्यजति न परिहरति | कभस्‌ ? 
तू निश्चितम। कानि ? रहांसि एकास्तानि प्रन्तस्तत्वाम्यासानि ६ 
किभ्तानि ? श्रेयांसि सोक्षकारणाति | कुतो ? यतः श्षेयःशब्देन सोक- 
मभि (क्षोईमि) धीयते । 'श्रेयः परमपरड्चे' त्याप्त विचारावसरे आप्त- 
परीक्षायां' तथाभिषानात्‌ भूयः किभूतानि ? स्वावभांसि स्वस्थ आात्मन:ः 
शधवभासनसवभास: प्रकाशः, परमात्मरूपप्रकाशकानि । कः ? एवः योगी, 
कृतघी: पृण्यघो: । घिषरा शुद्धवृद्धि: । यद्यपि त्व॑ क्षिप प्रेरय । हे तपन ! 
हे भानो | कानि ? सहांसि तेजांसि । किमृतानि ? भयांसि प्रचुरारि । 
पुनः कर्य भूतानि ? प्लुष्यदाशानभांसि दह्लामानदिगाकाशानि। कथमस्‌ 
परम भ्रत्यथंम्‌ । यद्यपि त्व क्षर मुच्च । हे मिहर | हे मेघ ! कानि ? 
परयांसि पानीयानि। किविशिष्टानि ? क्षुम्यदुर्व्यामरांसि चलज्जगतीचित्तानि 
पुनः कथंभूतानि ? उज्यायांसि प्रचुरारित। कयमस्‌ ? खरभस अत्यवंस । 


१. शुध्यदाशाःः त.। २. 'अ्रेयो निश्चेयसं परमपरं च। तंत्र परं सकल कम 
विप्रमोत्त लक्षण बन्‍्धहेत्वमावनिजेराभ्यां कृत्स्नकर्म बिप्रमोक़्ोमोह”ः इतिवचनात । 
ततो5पस्माइंत लक्षण धातिकमंक्षयादनम्तच्तुष्टयसखरूपलाभस्यापरनिःअयसत्वात्‌ !” आप्त 
परीक्ष २ कारिका ! 


अध्यात्म तरफिणी २१ 


मदायपि सज त्वं किप त्वम्‌ । हे पवत | हे थायो ! काति ? रजांसि धूली- 
आलानि । किभतानि ? सोर्जासि ससर्थानि । कथम्‌ ? हि नोहार वाहि 
पया भवति । भूमः कि भूतानि ? भूरि मृच्छेतरांसि भ्रि प्रचुर (२) 
सुच्छुंत्‌ प्रादर्भवत तरो बेगो(येषां तानि) प्रभ्तोदगच्छद्ेगानि । चतुव्विघ- 
बेतना चेतनोद्भतोडुमरडमसराडम्बराभयिरतो5पि भअ्नुभूय. सानस्वभाव- 
भावभाजो (विचलिता) न भवन्तोति निरर्णोतायवृससमुदायार्थ : ॥६॥ 

आ्रागे गर्मी वर्षा तथा शीत के भयकर दु:ख प्राप्त होने पर 
भी महायोगीश्वर मोक्ष-पथ से विचलित नहीं होते हैं ''यह 
कहते हैं--- 

हे सूर्य ! तू, दिशाओं और ग्राकाश को दग्ध करने वाले 
बहुत भारी तेज को छोड़। हे मेघ ! तू पृथ्वी पर स्थित 
प्राणियों के चित्त को क्षुभित करने वाले बहुत भारी जल की 
अधिक से अधिक वर्षा कर । और है पवन ! तू बहुत भारी 
वेग से उड़ने वाली शक्तिशाली धूलि तथा भ्रधिक से अश्रधिक 
तुषार की वर्षा कर, तो भी यह नि३चय है कि धेर्य के धारक 
योगीश्वर छुद्धात्मतत्त्व को प्रकाशित करने वाले कल्याणकारी 
एकान्त स्थान को नहीं छोड़ते हैं । 

विशेषाथं--ग्रीप्म ऋतु में जब कि दिनकर अपनी प्रच॒ण्ड 
किरणों से समस्त दिश्ञात्रों और आकाश को संतप्त कर देता 
है, जब मनुष्य ऊपर की ओर आंख़ उठाकर भी देखने में 
असमर्थ हो जाता है, पृथ्वी अत्यन्त संतप्त हो जाती है, वृक्ष 
छाया रहित हो जाते हैं मौर जब चारों ओर से उष्णा वायु वेग 
से वहुती है उस समय भी योगीव्वर-दिगम्बर मुनिराज टझरीर 
से निःस्पृह हो शुद्धात्मा के ध्यान में निरत रहते हैं । वर्षा ऋतु 


रर अध्यात्म तरज़िणी 


में जब चारों ओर से भूसलाधार वर्षा होती है, आकाश में 
विजली चमकती है, भंझा वायु अपने प्रबल भकोरों से शरीर 
की कम्पित कर देती है तब योगीश्वर किसी वृक्ष के नीचे 
ध्यानस्थ होकर शुद्धात्म-स्वरूप का चिन्तन करते है और जब 
शीतकाल में तीण वायु कही घूलि उडाती है और कही वर्फ 
गिराती है तब योगीश्वर अपने शरीर से नि.स्पृहठ हो शुद्धात्म- 
स्वरूप के ध्यान में निरत रहते है वे उस समय श्री पाइ्वेनाथ 
तोर्थक र, सुकोशल स्वामी, सुकुमाल स्वामी, राजा अरविन्द तथा 
सजयन्त आदि मुनियों के पावन चरित का चिन्तवन करते हुए 
अपने हृदय मे शरीर और आत्मा का पृथक प्रथक्‌ ध्यान करते 
हैं और इस प्रकार कल्याणकारी एकान्त स्थान को वे कभी भी 
नही छोडते है । सारांश यह है कि जो किन्ही अन्य के द्वारा 
उत्पादित अ्रथवा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सकटो से विचलित नही 
होते बे ही समीचीन योग-मुद्रा के धारक हो सकते है | ६ ॥ 
सहज जातिविरोधसम्बन्धभवधय बन्धुतासधिगम्यहरिहरिण वराह- 
सयसितद॒तुरगारिकरिपुण्डरीकप्रभूतयो जन्तवः  परस्परप्रश्ण यपरायणाः 
लसांगूललालन ससश्रमावलोकश्ृद्धाग्रविलिखनजिल्लावलेहनादीनि प्रति- 
लीलायितानि विभरांबभवुयद्ध पानमाहात्म्यादिति निगदस्ति-- 
पुत्रप्रीत्याहिबालं कलयति नकुलों सिहश्ञाव॑ करेरश--- 
बॉहापत्यं लुलायो प्रमुदितहृदया व्याप्नपोत कुरड्धी। 
वूरारूदिप्रगाढाद्ि गलदविकलध्वान्तजालात््वदीया--- 
दित्थं ध्यानावधामादजनिषत मिथो जन्तयोष्मी वनेडपि ॥७॥ 
पृश्रेत्यादि--हे भगवन ! जिन ! झ्रजनिषत संजाताः । भझमो प्रत्य- 
क्षीभमता: । कय ” वतेषपि भ्रण्येषपि । के ? जन्तवः प्रास्थितः । क्र ? 


अध्यात्म तरक़्िणी ३ 


मिथः अ्रन्योप्यद । कस्मात ? ध्यानावधघानात्‌ चिन्स्ंकाग्रयात्‌ । किसू- 
तातु ? त्वदियात्‌ लबेदं॑ त्कदोयं तस्मात्‌ भावत्वात्‌ । फिलृतात्‌ । दूरारू- 
दिप्रगाढात्‌ हरे परमप्रकर्ष श्रारूढो भ्रारोहरो तेन (» ) प्रगाढ स्थिरतर 
तस्मातू परमप्रकर्ष प्यन्‍्तगमने सति निःप्रकम्पावित्यर्थ:। पुनः किभूतातू ! 
विगलतु निर्भच्छत्‌ू ग्रविकल परिपूरां ध्वान्त तमस्तस्य जाल संघातः 
(यस्मात्‌) तस्मात्‌ निर्मेच्छन्संप्र्राशानसंघातात्‌ू । कथमस्‌ ? इत्थमस्‌ अ्रनेल 
प्रकारेण । अ्रनेन कथम्‌ ? यतः कलयति मन्यते ।॥ का ? नकुली नकुल- 
महिला। कंध्‌ ? अ्रहिबालस भुजद्भशवस । कया ? पृत्रप्नीत्या खुत- 
प्रेम्रशत । स केवल सा, करेररपि हस्तिन्यपि । कसू ? सिहशावस्‌ कण्ठी- 
रबबालकस्‌ । तथा का ? लुलायी सहिषी । किभूता ? प्रमुदितहृदया 
दृष्टचिन्ता । कम्‌ ? वार्हारत्यम तुरद्रमतोकस्‌ । तथा कुरड्धी सारड्भी । 
कम्‌ ? व्याप्रपोतम्‌ पुण्डरीकतनयम्‌ । श्रास्तां तावदमर्ष विषोत्कर्षाय कर्षो 
ममुष्याणां तिरश्यां ततिरितरेतरापकारिण्यपि बन्धुरबन्धुतां गता स्नेह- 
भविन वत्तंत इति व्याख्यातवृत्त समुदायार्थ: ॥॥७॥ 

आगे जन्म विरोधी जीव भी आपके ध्यान के प्रभाव से 
अपना विरोध भूल जाते हैं यह कहते हैं--- 

'हे भगवन्‌ ! परम प्रकर्ष तक पहुँचने से ग्रत्यन्त हृढ़ता 
को प्राप्त तथा समस्त अज्ञानान्धकार के समूह से रहित हुए 
आपके ध्यान की एकाग्रता से ये जीव वन में भी परस्पर ऐसे 
हो गये कि नेवली सांप के बच्चे को, हस्तिनी सिंह के बच्चे 
को, भेंस घोड़े के बच्चे को, और हरिशी व्याप्र के बच्चे को 
प्रसन्नचित्त हो पुत्र की प्रीति से देखने लगी ।' 
अ्न्यत्राप्युक्त मू--- 

सारड्ो सिहशावं स्प्रशति सुतधिया नन्दिनी व्याप्रपोत 
मार्जारी हंसबालं प्रणंय पर वर्श केकिकान्ता भुजड्ुम्‌ | " 


रे४ अध्यात्म तरखज्िणी 


वेराए्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्‍्तवोष्न्ये त्यजन्ति 
श्रित्वा साम्येकरूढं प्रशमित कलु्ं योगिनं क्षीणमोहम्‌ ॥। 
विशेषार्थ--पवित्र आत्मा का ऐसा हो अद्भुत प्रभाव है 
कि उसके सन्निधान में जन्म विरोधी जीव भी अपना वेर भाव 
छोड़कर परस्पर क्रोड़ा करने लगते हैं। सांप ओर नेवले का, 
हस्ती और विह का, भेंस और घोडे का तथा हरिणी और 
व्याप्र का पारस्परिक वर जगत्‌ प्रसिद्ध है, परन्तु जहां पवित्र 
हृदय के धारक महायोगीश्वर विराजमान रहते हैं वहां ये जीव 
शान्त होकर एक दूसरे से हिलमिल जाते हैं । समवसरण आदि 
प्रमुख स्थानों पर मनुष्य देव आदि विशिष्ट प्राणी निविरोध 
हो जावें इसमें आ्राइचर्थ नहीं परन्तु निर्जन वन में विचरने 
वाले अज्ञान निभ्वत्त जन्तु भो निविरोध हो जाते है यह आश्चर्य 
की बात है || ७ ॥। 
योगास्यासविधातिविध्नसंघातघाते निरन्तरमन्तस्तत्त्वोपलम्भे थोगी- 
श्वरार्ां " घनापघने बहित्यंज्यते तदि (तो) दानीं दर्शवन्ति--- 
आानन्दस्यन्दिबिन्द्दुगसनजटलिते लोचने निःप्रकम्पे 
यद्ध्याने नावसेयः कथमपि मरुतां गन्धवाहान्तराले । 
रोमाञ्चोदअ्चवृद्धिभंवति च सररए कोष्प्यवाक स प्रकाज्ो 
ध्यान धन्योध्यसुच्चदंघदपधुनुतात्साध्वसं व: सयोगी । ८। 
झानन्वेत्यादिना--स योगी प्रपधुन * (तु) तात्‌ निराकुर्यात्‌ । किस ? 
साध्वसंभयस॒चातुर्गंतिकसं सारो रगभोगोद्गच्छुद्‌दुःखगरलानलाभिषद्धभोी- 
तिस्‌ ? कथस्‌ ? उच्चेरतिशयेन । केषधाम्‌ । वः युष्माक भव्यात्मनाथ । 


सालकण- “तन की नी किन ५५3५ >रकीनबीषननककी 4 >+-ननन-ी मना बनना 4 मिनी विन न नमिननीयख;3म के >गनकरनय-नन--पमन-आ का 


१, धने यहियेज्जायते ख० । २. अपधुनातात्‌ ख० 





भ्रध्मात्म तराजिणी २५ 


पुनः किभूतः ? धन्य: कृतो। कि कुबेन ? दघ्त्‌ धरम । किस ? ततू। तू 
किसु ? ध्यानस्‌ । यस्सिन्‌ ध्याने किसू ? सः। के ? लोचने झकिसी । 
कि भूते ? प्रानत्दस्थन्दि बिल्वृदृशमनजटिलिते झानस्वः: परमससुल तेल 
स्थन्दिनः खाविरा. ते च ते बिन्‍दिवों जललवा: तेधासुद्गमनानि ऊध्वेंगस- 
नानि लेजेटिलिते जठाधुक्ते परमात्मानुभवपरससुखखाबिककुसताडूते। 
भूयः किनते ? तिःप्रकम्पे झचले। पुनः किस यद्धथाने ? नावसेयों न 
न ज्ञातवठ्य:। क. ? व्यापार: प्रवृत्ति: । कथस्‌ ? कयसपि केनापि प्रकारेसय । 
केषां ? मरुतां वायूनाम्‌ । कक्‍्य ? गन्धवाहान्तराले गन्धवाहानामस्तरालं 
सध्यं (तस्मिन) नासामध्ये । मुहुः किम ? भवति । का ? रोमाओइवच अवृद्धिः 
रोमाच्ड: पुलक: उद्अवृद्धिः प्रबल पुलकालिलोनता। भूयः किस ? 
यस्मिन्‌ भवति । कः प्रकाश: प्रबोध: । किभूतः ? अवाक वाचामगोचरः । 
पुनः किभूतः । यः स कोषवि स कश्चिदष्यद्धितीय: । कुतः ? धौष्योत्पाद- 
व्यवस्वभावसल्लक्षशलक्षित सृक्ष्मान्तरितचेतनाचेतनात्मकतन्रिकालत्रिलोकं 
विषयविषयी यतः । शुद्धध्यानानुध्यानाधीनधियां ध्यानिनांधन्यधीरवन्धुर- 
संहननससन्दानन्द सन्दोहोदअदुच्चरोसा्वत अयरचनाचर्चाज्श्वितवीक्ष णा- 
त्सहच रानुच्च रणचतुरचातु रीसश्वरज्च अरोकनिचयं विरलविरलनिर्गल- 
ज्जललवाबिलाक्षिपक्षमल॑ सकलवचनातीतचित्तप्रकादं भवतीतिनिरूपित- 
बत्ततात्पर्यार्थं: ॥| ८ ॥॥। 


आगे प्रशस्त ध्यान के धारक महाभाग सुनिराज चतुग्गंति- 
सम्बन्धी जीवों के भय को दूर करें...यह कहते हैं--- 

'जिस ध्यान में दोनों नेत्र आनन्द से प्रकट होने वाले हर्षा- 
श्रुश्लों की बूंदो से व्याप्त तथा निएभ्चल हो जाते हैं, जिस ध्यान 
में नासिका के भीतर वायु के संचार का पता नहीं चलता, जिस 
ध्यान में रोमाञ्चों की बहुत वृद्धि हो जाती है श्रौर जिस 
ध्यान में वचतागोचर प्रकाश का अ्रनुभव होता है उस उत्कृष्ट 


२६ अध्यात्म तरफिणी 


ध्यान को घारण करने वाले धन्यभाग योगीश्वर तुम सबके भय 
को दूर करें । 

विशेषार्थ---जिस समय योगीदवर ध्यान निमग्न होते हैं उस 
समय वे विचार करते हैं कि अहो ! मेने आज तक पर-पदार्थों 
को भ्रपना मान कर उनके संयोग-वियोग में हषे-विषाद का 
अनुजव किया । मैने अपने शुद्ध-बुद्ध-निरझ्जन स्वभाव की ओर 
भ्राज तक दृष्टि नहीं डाली । ग्रनन्त आनन्द का सागर तो हमारे 
हृदय में ही हिलोंरे भर रहा है--इत्यादि विचार से उनके नेत्रों 
में हर्षाश्॒ छलक पड़ते हैं तथा उनकी चञ्चलता दूर हो जाती 
है । शरीर में स्थिर रहने से इ्वासोच्छवास इतनी मन्धर गति 
से चलता है कि वह चल रहा है या नहीं चल रहा है इसका 
निर्णय नहीं हो पाता । अपनी अनादि भूल के दूर हो जाने एवं 
ग्रचिन्त्य आत्म-शक्ति का भान हो जाने के कारण उनके शरीर 
में रोमाउच उठने लगते हैं और भ्ज्ञानान्धकार दूर हों जाने से 
हृदय में सम्यग्जान का इतना भारी प्रकाश फैल जाता है किं 
जिसका छाब्दों के द्वारा वर्णन करना कठिन होता है। आचार्य 
सोमदेव कहते हैं कि जो महानुभाव इस उत्कृष्ट ध्यान को 
घारण करते हैं वे धन्य हैं--शअत्यन्त श्रेष्ठ हैं। ऐसे योगी संसार 
के जीवों के भव-भय को दूर करें ॥॥८॥। 


झादित्योइ्द्योततानसमकरन्दारविन्दौदरप्रासादवासेन्दिरामन्दानन्दोदय 
विजम्भरात्स्वयमुदयमाने5पि तब्वटिनोदने द्वरदिस्दु कुम्दकुड्मलससमवदनसुद- 
तीनामससृतरोचो रोजिः स्प्शविकसस्चीलोत्पलदल दीर्धनयतानों श्न्‍्चवत्काक्षन- 
कुस्मसन्निभशुम्भत्स्तनाभोगानां 


झंध्यात्म तरस्निणी २७ 


गशासरोरंगाहुलानां स्द्भारोत्तरजिस धसंच्र्मभुविज्चमारतां विध्यमोचो- 
प्लेधायामपि वीतस्प्हा योगीश्वरा भवन्तीत्य कवयन्ति सृरभः-- 
ये लक्ष्मीरषां विनोदे स्वयभुदयपरेषपि प्रसादे महेच्छा 
ध्यानद्धीना प्रभावे. त्रिदशसगहशा दिव्यभोगोपसेवे । 
कल्पदरां प्रचारे भुवि दिवि दिश्वि वा कामचारे विहारे 
बोतेच्छा धाम ते वस्तदसमविभवं योगिनो वद्धंयन्तु ॥ ६ ॥॥ 
ये लक्ष्मीणासित्यादिना--वढ्धंयन्तु वृद्धि नयन्तु। कि तत्‌ ? धास 
तेज: । कि भूतस ? तत्‌ प्रसिद्ध चण्डरोचिश्चन्ट्रसप्ताचिरोचिश्वयानां 
तिरस्कारगोचरमसिति तच्छब्दा्थ:। भूय: किभूतस्‌_?  अश्रसमविभवसू 
प्रद्वितोयेश्वयं परमाहुल्‍ल्यपदस्‌ । केघास्‌ ? वो युष्माकम्‌ । के ? ते योगिनः । 
से कथंभूता: ? महेच्छा: भहः पूजा इच्छा इंष्टि: पृज्यचरिताः । सुहः कि 
भूता: ? वीतेच्छाः विशेषश इता गता इच्छाभिलाषो येषां ते । क्‍्य. * 
विनोदेविलासे । किभूते ? स्वयमुदयपरे स्वयमुदयप्राप्ते । कासां ? 
लक्ष्मीणां सामप्नाज्यसम्प्रदाम्‌ । न केवल तथा क्‍्व ? प्रसादे प्रसाद: प्रसत्तिः 
तस्मिन्‌ । प्रम्बिका चक्रेश्वरोज्यालामालिनोपदावतीप्रभूतिदेवतासेबायास्‌ ४ 
तथा क्‍्य ? प्रभावे साहात्यये । कासास्‌ । ध्यानद्धीतां ध्यानविभतीनासु $ 
कास्ताऋद्धय: ? 
बुद्धिसेहावरतपः सुलभोपलब्धिवेंकारिको विविधसपघरजां प्रहस्त्री । 
सर्वषधीबलरसद्धिरथाक्षया व्‌ सप्तेव ता किल भवन्ति सुयोगभाजाम' ॥। 
भूयः तथा कक्‍्य ? दिव्यभोगोपसेवे दिविभवादिव्या: ते च ते भोगाश्य 
तेषासुपसेवा (व:) तस्मिन स्वर्गभोगोपसेवने ? कासासु ? त्रिदशभगहशा 
वेबाड़ुनानाम्‌ । सुहुस्तथा क्‍्य ? प्रचारे प्रवृत्तो । केषास ? फल्पदूरास॒ 
त्रिदिवानोकहानासु । भूयस्तया क्‍्य ? विहारे पर्येटले। कि विशिध्टे ? 
कामचारे स्वेच्छा प्रवर्तने। कस्थास्‌ ? भुवि शथिव्याम्‌। ये पर॑ दिखि 
व्योग्नि। न केवल वदिक्षि भ्राशायात्‌ । लक्ष्मीसीलासिते साजाज्यविसश्ते 


२८ झ्ध्यात्म तरज्िणी 


दबासनदेवतोपनीते लगरादिरखनाविशेये ध्यानसमृद्धयपिरुठदृद्धपादि ऋद्धि- 
सम्पसो भक्तिप्राग्भारायातसुरसीमन्तिनीसुखसन्ताने बसनाऊूगविवद्ञकल्पा- 
वनीरहोपकल्पितद्लाड़ुभोगे च परमात्मसंवेदनानुभ्त्युत्पन्नानन्तसतुष्टया- 
व्पक सुलस्पहयालव: स्वयं समरायातेषपि परासरीश्वरा: स्प्हां न गर्छन्तीति 
व्याख्याकृतवृससंघातार्थ: ॥६॥ 


भ्रागे जिन्होंने सब प्रकार की इच्छाझों को जीत लिया है 
ऐसे योगी ही ध्यान धारण कर सकते हैं यह कहते हैं--- 


जो महातुभाव स्वयं प्राप्त हुई राज्य सम्पदाओ्रों के विलास 
में अ्रम्बिका, चक्रेश्वरी, पद्मावती झ्ादि शासन देवियों के प्रसन्न 
करने में, ध्यान के फलस्वरूप प्राप्त हुई अ्रनेक ऋद्धियों के 
भ्रभाव में, देवा ज्भूनाओं सम्बन्धी स्वर्गीय भोगों के उपसेवन में, 
कल्पवक्षों के प्रचार में तथा पृथिवी, आकाश, दिशाओं एवं 
विदिशाओं में स्वेच्छानुसार विहार करने में इच्छा रहित है, वे 
योगिराज तुम सब के अद्वितीय ऐश्वर्य से युक्त तेज को वर्द्धि- 
गत करे | 

विशेषा्थ--घुनिराज ध्यान करते हैं पर उसके फलस्वरूप 
उन्हें यह इच्छा नहीं होती कि हम चक्रवर्ती हो जावें और षट- 
खराड वसुधा के साम्राज्य का उपभोग करें। भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
के शासन देव हमारे ऊपर प्रसन्‍न होकर हमारा प्रभाव फंलावें 
ऐसी इच्छा से वे दूर रहते हैं । तपश्चररा के प्रभाव से हमारे 
अ्रनेक ऋद्धियां प्राप्त हों और उनके बल से संसार में हमारा 
भौरव बढ़े, यह इच्छा उनके स्वप्न में भी नहीं होती । हम 
समाधि से प्राणतज स्वगे में उत्पन्त हों और वहां देवाड्नाशों 


भ्रध्यात्म तरजिणी २६ 


के साथ उत्तमीत्तम भोग भोगें यह इच्छा उत्तके कभी नहीं होती । 
हम भोगशभूमि में उत्पन्य होकर वहां कल्पवक्षों में बिहार करें 
झथवा देव या विद्याधर होकर प्रथिवी में, ग्राकाश में तथा 
समस्त दिशाओ्रों और विदिशाप्रों में इच्छानुसार अमणा करें 
ऐसी अभिलाषा से वे बहुत दूर रहते है । वे सब ओर से अपने 
मनो-व्यापार को निवृत्त कर शुद्ध आत्म-स्वरूप में लीन रहते 
हैं। ऐसे ही महानुभाव अ्रष्टप्रातिहायंरूप भ्रनुपम ऐश्वर्य से 
युक्त परम आहंन्त्य पद को स्वय प्राप्त होते हैं भ्ौर दूसरों को 
प्राप्त कराते हैं इसीलिए भ्राचार्य सोमदेव ने भावना प्रकट की 
है कि उक्त मुनिराज तुम सब के लिए अ्रनुपभ तेज प्रदान 
करें ॥।६॥ 
ग्रशेषविधमविषयव्यापारोपरतमात्मानं गमनातिगसनसेदश्चित्रकषेत्र 
सद्भुल्पनृपपाल ध्यानोपयोगोदगच्छुदच्छतुच्छसंवेदन सुधा रसास्वादनसेवुर 
वदनोवरावरं मन्दप्रचार कुर्वन्तीति निवेदयन्तः (सृरयः प्राहः)-- 
झात्मव्योसप्रकास ' अ्रमिभिदुरतनु यो मनोराजहंस 
योगोद्योग प्रयोगोन्सिषदसृतरसास्वादसन्द प्रचारम्‌ । 
निःसंज्ञीकृत्य सर्वेन्द्रयविधिविगमादुदसे देह गेहे 
सानाथ्यं संविधते प्रशभयतु स यो निर्मल: कर्मघसंम्‌ ॥१०॥३ 
धात्मब्योमेत्याह:-- प्रशमयतु उपशमयतु । स योगी । कि ? कमें- 
धर्मम्‌ कर्मारिंग शानावरखादीनि तान्येव घम्म परितापम, शानावर्सएधि- 
त्पादितदुःखानलपरितापभ्‌ । केयाम्‌ ? वः युष्माकम । से किसतः ? 
निर्मम: ममेतिश्रुड्धें निष्क्ाान्तः जीवाजोवात्मके वस्तुनि ममेति मति रहितः ॥ 


१. अम त। 


३० अध्यात्म तरप्क्िणी 


थे: कि विधते ? कुरुते। किस ? सानाण्यं सनाथस्थ भाजः सानास्य 
प्रभुश्यम्‌ । क्‍्य ? बेहगेहे दारोरसग्मनि। किभूते ? उद्धसे शून्ये । कि हृत्वा ? 
निःसंज्ीकृत्य, संज्ञा भ्रभिध्यानं संज्ञाया निष्करान्तः निःसंज्ञ:, प्रनि संक्षे 
निःसंज् कृत्वा, निममतामुपनीयेत्यर्थ: । कस्मातृ ? सर्वेन्द्रियविधिविगसात्‌ 
सर्वेन्द्रयारिण चक्षुरादीनि, विधीयत इतिविधिः: कार्य तस्थ विगमो 
विनाश: । रूपरसः: गन्धाद्गैषविषयाभिरतेविरामस्तस्मातू्‌ । के ” मनो- 
राजहूंस चिसेन्द्रवारणम्‌ । कि भूतम्‌ ? आात्मव्योत प्रकामभ्रसिभिदुरततुभ 
झ्रात्माजीबव: स एवं ध्योम श्राकाशं तस्सिन ग्राकाशे प्रकाममत्यर्थ अ्मि- 
अं मरणं तेन भिदुरा कदर्थिता तनुः शरीरं यस्य तमर भ्रात्माम्बरावरथिहारा- 
श्रयिश्रमश्रान्तिक्लिष्टकायम्‌ । भूयः किभूतस्‌ ? योगोद्योगप्रयोगोन्सिषद- 
मृतरसास्वादमन्दप्रचारमयोगोध्यानं तत्रोद्योग उद्यमः तस्य प्रयोग: 
प्रयोजन तस्मादुन्मिषतु प्रादुर्भवत्‌ भ्रमृतरसं च श्रम्नतंसुधा तस्यथ भावं रस 
तस्यास्वाद प्रास्वादन तेन मन्व चारं मन्दम्‌ । ईपत्प्रचारोगमनम्‌ ध्यानोद्य- 
सानुपोजनादु:्धूवत्पीयूषप्रवाहपानादबहिरवरुद्धप्रसरमित्यथं:॥ सफकलकररश- 
कार्यारामभिरते: समूलकार्ष कष्णात्‌ जेलोक्यसास्राज्य॑ जरत्तणतुलां 
प्रापयतामात्मतारापथसततातनावरतक्लेदवले शितमू तिश्चेतो नु पतिवा ररपः 
ध्रानन्दात्मात्मास्याससानसरस: सवास एवं भवतोति निचाधितवृत्त- 
संकल्पितार्थ: (१०१ 

आगे इन्द्रिय और मन के व्यापार से रहित योगीश्वर कर्म 
रूप आताप को नष्ट करें यह कहते हैं--- 

आत्मा रूपी आकाश में अत्यन्त भ्रमणा करने से जिसका 
शरीर खेद खिन्‍न हो रहा है, और ध्यान के उद्योग के प्रयोजन 
से प्रकट होने वाले अमृत रस के आस्वाद से जिसका प्रचार मन्द 
हो गया है, ऐसे मन्द रूपी राज-हंस को जो निरचेष्ट बनाकर, 
समस्त इन्द्रियों का व्यापार नष्ट हो जाने से शून्य रूप दिखने 


भ्रध्यात्म तराड्िणी डे 


वाले शरीर रूपी गृह में स्वामित्व प्रकट कर रहे हैं वे ममता 
बुद्धि से रहित योगीश्वर तुम सबके कर्मेरूपी आताप को 
शान्त करें ।' 

विज्येषार्थ--स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच 
इन्द्रियां तथा मन ये मिलकर शरीर को आवाद किये हुये हैं 
अर्थात्‌ जब तक शरीर में इन्द्रियों और मन की प्रवृत्ति जारी 
रहती है तब तक दरीर आवाद दिखता है और इनकी प्रवृत्ति 
के अभाव में शरीर घून्‍्य हो जाता है। मन राज-हुँस पक्षी के 
समान इतस्तत: भ्रमण करता रहता है। सरागी मनुष्यों का 
मन राग-वर्धक पदार्थों मे घूमता रहता है परन्तु वीतराग 
मनुष्य का मन अन्य पदार्थों से निवृत्त होकर एक आत्मा के ही 
चिन्तन में लीन हो जाता है । जब ध्यान का प्रारम्भ होता है 
तब अन्य पदार्थों से हटा कर मन को आत्मा के ध्यान में लगाया 
जाता है परन्तु जब सतत साधना से कर्म निर्जी् होने लगते 
है और ध्यान का फल मिलने का अवसर आता है तब मन 
आत्म-चिन्तन से भी व्यावृत्त हो जाता है; क्योंकि आऑत्मं-चिन्तन 
भी एक प्रकार का विकल्प ही है और निविकल्पक अवस्था में 
यह विकल्प संभव नहीं होता है। वीतराग मनुष्य ने ध्यान 
धारण करने में जो उद्योग किया था उसके फलस्वरूप आत्म- 
स्वरूप में स्थिरता होने से उसके श्रलौकिक झान्ति रूपी अमृत 
प्रकट होते लगता है उसके रसास्वाद से मन का प्रचार शान्त 
ही जाता है। इस प्रकार बीतराय मनुष्य अपने मन रूपी राज़ 
हंस पक्षी को निरचेष्ट बना देता है। मन इन्द्रियों का राजा है 


३२ अध्यात्म तरज्िणी 


झत: जब मन निरचेष्ट बन गया तब इन्द्रियां स्वयमेव निश्चेष्ट हो - 
जाती हैं भ्र्थात्‌ भ्रपने अपने योग्य स्पर्शादि विषयों के ग्रहण से 
विरत हो जाती हैं। यह सब होने से वीतराग साधु का शरीर 
रूपी घर शून्य हो जाता है। मोक्ष प्राप्त होने के पूे तक साधु 
की आ्रात्मा उस शून्य शरीर में श्रावास करती है अ्रतः: भ्रपने 
प्रस्तित्व से उसे सनाथ बनाये रहती है परन्तु उस शरीर में 
उनके कुछ भी ममता नहीं रह जाती। वे पूर्णारूप से निर्मम हो 
जाते हैं। यहां आचार्य सोमदेव ग्माशीर्वाद के रूप में अपनी 
आशंसा प्रकट करते हैं कि ऐसे ममता रहित योगी तुम सब के 
ज्ञानावरणशादि कर्म रूपी झताप को शान्त करें ॥॥१०॥। 
अतपरिचितानुभतख्तग्बनतिता " अन्दना दिवुमसन्वे होदभत भो गो प भो गो - 
स्थोच्चलिडुनारड्लवड़ू कक्‍कोलेलामोसचो ताचसतलालससमानसो सनो- 
गोलांगलों निरालम्ब न रमते इति तस्या लस्बनं कथयन्तों बहाप्रंयेरित्यादि 
ग्रंथितवन्त: सुरय:--- 
ब्रह्मग्रन्थेरदीर्ण तदनु व सुचिरं नासिपद्मे5यतोरं 
दृत्पंके जे प्रकीरण परिचितरसने तालुरन्ध्न विशीरशंम्‌ । 
चक्षुत्र॒ भालसूर्दधान्तरपरिसररणोपास्तिनिस्तीराबिध्न॑ 
प्रस्यासोत्स्वान्तमित्यं प्रथयतु पृथुतां प्राथितेयें: स सान्‍्य: ॥११॥ 
प्रथयतु विस्तारयतु । कां ? प्रथुतां परमपत्मां तजिधुवनाधिपतिसेव- 
नीयामित्यथे: । के प्रायथिते: याधितते: ध्यानाध्यासपरमसप्रकर्ष पर्यन्तग्सन : 
कः ? स ध्यातों। कथंम्तों ? सान्‍्यः पूज्य: केयां ? दो युष्माकस्‌ । यस्‍्य 
किस ? झ्ासीतृ संजातस्‌ । किसू ? स्वान्स समः । कथस्‌ ? हत्थसु श्रतेज 
प्रकारेश । कथम्‌ ? उदोसोस उद्गतसु । कस्याः ? अरह्मप्रत्थे: निखिलान्तन 
१. चन्दनाति ख. 


प्रध्यात्म तरख्िणी ३३ 


जॉलमुलातू । पुनः कि भूतस्‌ ? झवतीरंसायातम । क्‍्य ? माभिपद्मे 
नाम्यस्भोजे ॥ कथम्‌ ? तदनु व, तत्तस्मात्‌ शभ्रदु पश्चात्‌ । कथस्‌ ? 
सुचिरं बहुतरकालम्‌ । भूय: किसृतस्‌ ? अ्रकीरण ल्षिप्तम्‌ । क्‍्य ? 
दृत्पकू जे हुदगकोकतदे । पुनः किभूतम्‌ ? विश्ीणंस । बाह्याशात्रुट्तिस्‌ । 
क्‍्य ? तालुरन्शे तालुगेलस्तस्परन्धं विवरं तस्मिन। किविश्विष्टे 
परिचितरसने जिल्लायुक्ते। पुनः किभतम ? बक्षुक्र भालमुर्यान्तिरपरि- 
सरणोपास्तिनिस्तोर विष्नम्‌ चक्षुनंयनं, भर र्यलली, भाल लला्, सुर्डा 
मस्तक तेषु परिसरण परिवर्तन तेनोपास्तिः सेवा तथा निस्तीरंम्‌ उत्तीर्ष 
विध्यम्‌ श्रन्तरायं (यरप) तत्‌ । लोचनअ लताभालान्तरालाबतारो- 
तसीर्पन्तिरायोघमित्यर्थ: । प्रात्मात्मीयपरिच्छित्तिविकलकर रासमूहसो व र- 
संबासशन्येषपि शरी रारासे नाभिहृत्कमलक़ीडनेन नेश्ररसनापद्ममन्विरोदर« 
प्रवेशनेनकुन्तलनिलयनीलशिलातलोपवेशनेन घ॒ विनष्टध्यानविध्नसंधातं 
तत्रेव सनोवालक रमयन्ति मुनिलाया इति व्याख्यातवृत्तसंहत्यर्थ: ॥११॥ 


झ्रागे योगी का मन शुद्धात्मस्वरूप से हट कर कहां कहां 
स्थिर होता है...पह कहते है--- 

जिनका मन ब्रह्म-ग्रंथि से उदुगत हो चिरकाल तक नाभि 
रूप कमल में भ्रवतीर्ण रहा, फिर हृदय कमल में लीन हुआ्ना, 
भ्ननन्‍्तर जिदह्वायुक्त कराठ प्रदेश में बाह्मसशाओं से रहित हो 
विशीरण हुआ और तत्पदचात्‌ नेन्न, भौह, ललाट तथा मस्तक में 
परिवर्तित हो निविध्म रूप से स्थिर रहा वे पृज्य योगीश्वर 
ध्यानाभ्यास की परम प्रकर्षता की प्राप्ति द्वारा तुम सब की 
परम लक्ष्मी-मोक्ष लक्ष्मी-को विस्तृत करें ।' 


विशेषार्थ--ध्यान की सिद्धि के लिए मन को निविकल्पक 
शुद्ध आत्म-स्वरूप में स्थिर करता चाहिए। यही ध्यान का 


३४ प्रध्यात्म तरज़िणी 


अन्तिम रूप है और इसीसे कर्म-निर्जरा रूप फल की प्राप्ति 
होती है। परन्तु मन को निविकल्पक शुद्ध-श्रात्म स्वरूप में स्थिर 
रखना प्रत्येक मनुष्य के लिए सरल काये नहीं है। श्रत: जिनका 
मन निश्रिकल्पक जुद्ध आत्म-स्वरूप से हटता है वे अपना मन 
नाभि प्रदेश में स्थित ग्रष्टटल कमल में स्थिर करते हैं, वहां 
पे हटता है तो हृदयस्थल में स्थित अष्टंदल कमल की 
कलिकाशों पर उसका विचरण कराते हैं, वहां से चलता है तो 
करठ चक्ष भौँह ललाट तथा मस्तक पर उसे स्थिर रखते हैं, इस 
प्रकार इन आलम्बनों से मन को स्थिर रखने का अभ्यास करते 
हैं भौर भ्रन्त में शुद्ध श्रात्म स्वरूप में स्थिर करते हैं। यहां 
आचार्य सोमदेव ने आशीर्वाद देते हुए भ्रपनी आशंसा प्रकट की 
है कि पूर्वोक्त प्रकार से जिन्होंने श्रपने मन को स्थिर कर लिया 
ऐसे योगीश्वर तुम्हें परम लक्ष्मी--मोक्ष लक्ष्मी प्रदान 


करे ॥११।। 


परीक्षादक्षमुसुक्षपूर्वपक्षक्षमाक्षीएज्ञानकक्षाक्षणवोक्षादक्षितप्रत्यक्ष- 
परोक्षप्रमाणसाक्षात्कुतप्रत्यक्षपरोक्षार्या: कर्मकक्ष दिधक्षणा मुमुक्षणा 
निखिलकमं मोक्षलक्षरापुरुषार्थंसिद्धि कं भवतीति पृष्टा इब सह॒ष्टान्तां 
यथा सिद्धोषधिसंबन्धाद्सस्थ विभावस्वभिरतों जातायामारकूटादिलोहाष्टक 
जाटकतामटति तथा श्रद्धासिडोषध्यभिषड्धात्पुरणपारदस्प ध्यानधनअया- 
नुरमरपे शरीर करदर्थसि (सोति) मोक्षार्थसिद्ध निरुपपतः (यन्तः) 
अदवेत्यादि निरुपयन्ति सूरभः-- 
अद्धा सिद्धोषघेः स्थात्युरुषरसरतिर्ध्यानरवेश्वानरे४स्मिन्‌ 
लि: (नः) सडद्भयेध्सप्रबद्ध शमवगमहदाधारसंबन्धनेन । 


अध्यात्म तरफ्िणी ३५ 


संजायेता्बंसिद्ध! कथमिति न परा देहिलोहे जनस्य 

पदचाद व्योगोपयोगाल्‍लघु समधिगते काऊूचनास्थां रसेखें।। १२॥ 
स्पाउूजेत्‌ । का ? पुरुषरसरतिः पुरुष: झ्ात्मा स एवं रसः पारदः 
तस्य रति: रसशाम्‌ । कस्या: ? भ्रद्धासिदीषधे: श्रद्धा सस्यप्ददोन तदेव 
सिद्धा निष्पन्ना परमौषधिस्तस्था:। कव ? प्रस्मिन्‌ ध्यानवश्वानरे ध्यान 
वक्यमारालक्षण धर्म्यशुक्लरूपं तदेव वेश्वासरो5स्तिः तस्लिन्‌ । कि भूते ! 
नि: (नंः) सद्भयेडूपवृद्धे निःसद्भधस्यभावों हि परमनेः किश्न्यं लदेवेध्स 
बाष्ठानि ते: प्रवृद्धे ज्वालाकराले। केन ? शमवगमहदाधारसस्वन्धनेन 
बमोरागाद्यपशमः अश्रवगमः समयसारादिध्राभृतझास्त्रपरिज्ञानं से एव 
हृढाघार: घनासा (?) दर्शन तस्य सम्बन्धनं संयोगस्तेन क्थ न सजायेतु 
केन प्रफारेण नोत्पद्रेत ? अ्रपि तु भवत्येबेत्यर्थं:॥ का ? प्रर्भसिद्धिः । 
श्रर्थों धर्मार्थंथाममोक्षरूपः तस्थ सिद्धिः निष्पत्ति: प्राप्तिरिति । किभूता ? 
परा भ्रक्षया मोक्षरूपिरोति यावत्‌ । क्‍व ? वेहिलोहे, देहो5स्पास्तीति देही 
आत्मा एवं लोहमयः तस्मिन्‌ । यथा लोहः किट्रकालिका कलितमयों रुपतां 
धत्ते तथा जीवो5प्यन्तरडः मोहाहंकारकारणनिकरोदभूतान्तरड्भूरागरोष- 
रूप कालिकोपलेपाद बहिरड्डकलश्रपुत्रमिन्नशत्रुसाधनसपल्लिधानाधीन ज्ञाना- 
यरणादि कर्माष्टकोत्पादित कास्मंरोदारिककायस्वभाव बहिरद्भ किट्टा- 
कऋान्तत्वादय: स्वभावतां प्रतिपद्यते । कस्य ? जनस्य भव्यसाधकस्य । क्य 
सति ? समधिगते प्राप्ते। काम ? काश्नतास्थाम्‌ काश्वनाद्वितोयास्थां 
दशाम्‌ भ्रयोगिचरमदशास्‌ । क्‍्य ? रसेखे प्रात्मनि । न केवल तत्र रसेच 
ज। कां? काशवनास्थां स्वसास्वभावताम्‌ । कथम्‌ ? लघुतूरंस। 
कथम्‌ ? पश्चात्‌ / कत्मात्‌ ? व्योमोपयोगातृ व्योमाकाहम्‌ प्रश्नकच् । 
झात्मरसपक्षे सललविकल्पातोसात्मतत्त्य व्योम तज्नोयोपयोगो सुहु्मुहुरभ्यासः 
तस्मात्‌ शुद्धोपपोगोपयुक्तपरभात्मानुध्यानात्‌ । सदोषधिसस्पर्काव्रसस्थार- 
सालजसासया (?) च्चित्रभानुभावुभास्वरतासहिष्णुतायासक्रकोपयोगेन 
गगियांगे रसेन्े सति कति तुरगातपतञ्रामिरासों याजकत्व भोवत्स्ववाद॒त्त्व 


३६ भ्रध्यात्म तरज़िणी 


स्वभावार्थ निष्पत्तियंधा धातुवादिनां संपनीपणते। पश्थविशति मलरहित 
सम्यग्दशनस्थौषधियोगाज्जी वंश रसस्य योगजात॑वेदसि रततायासुत्पादिता- 
यां समुच्छिन्नक्रियारुपशन्योपयोगेन पठ्जलघ्यक्षरकालकलां का््यनावस्थां 
संक्षु विगाहमाने परसात्मनि सोक्षलक्षणाथंसिद्धिः तथायोगिनां बोभवीतोति 
ररणितवृत्त तात्पर्यार्थ: ॥१२॥ 

भ्रागे ध्यान से हो समस्त प्रयोजनों की सिद्धि होती है यह 
प्रकट करते हैं-- 

'लोकोत्तर शान्ति और भेद-विज्ञान रूपी हृढ भ्राधार का 
सम्बन्ध पाकर निष्परिग्रहता रूपी ईंधन से प्रज्वलित होने वाली 
इस ध्यान रूपी अग्नि में श्रद्धारूपी सिद्धौषधि के सुयोग से 
ग्रात्मा का आत्मीयसुख में रमण होने लगता है, (पक्ष में 
झ्रात्मा रूपी पारद की सिद्धि हो जाती है) तदनन्तर निविकल्प 
ध्यान के उपयोग से (पक्ष में भ्रश्रक आदि के संयोग से) अनन्त 
सुख सम्पन्न (पक्ष में पारद भरम से सम्पन्न) यह आत्मा रूपी 
लोहा जब शीघ्र ही किसो अद्वितीय अवस्था को (पक्ष में सुबर्णे- 
रूपता को) प्राप्त हो जाता है तब इस जीव की मोक्ष प्राप्ति 
रूप प्रयोजन की सिद्धि (पक्ष में धन-धान्यादि विविध वेभव की 
सिद्धि ) क्‍यों न होगी ? भ्रवश्य होगी ।' 

विशेषा्थ--यहां प्राचार्यवर्यने ध्यान के लिये ग्रग्नि की 
उपमा दी है। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार पअ्रग्नि के 
सम्बन्ध से अनेक पुदुगल परमाणु भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार 
ध्यान के सम्बन्ध से कर्म रूप पुदुगल परमाणु भस्म हो जाते 
हैं । राग और द्वेष का उपशमन होना शम कहलाता है तथा 


अध्यात्म तरज्िणी ३७ 


समयप्राभृत आदि ग्रन्थों के भ्रध्ययन से प्रकट हुआ भेदविज्ञान 
अवगम कहलाता है। शम ओर अवगम का सम्बन्ध परकर 
ध्यान रूपी अ्रग्नि अत्यधिक प्रज्वलित हो उठती है । शम और 
भ्रवगम के प्रभाव से इस मानव की निर्ग्नन्थ दशा भ्रकट हों 
जाती है भौर वह ध्यानाग्नि के प्रज्वलित होने में ईंधन का 
काम करती है। श्रद्धा सिद्धोषधि के समान है श्र आत्मा 
पारदधातु के समान है। जिस प्रकार सिद्धौषधि के प्रयोग से 
पारदधातु अग्नि में अभिरत होकर पारदरस रूप हो जाती है 
और तदनन्तर प्रश्नक झ्रादि पदार्थों के संयोग से लोहे को 
सुवर्र बना देने की क्षमता प्राप्त कर लेती है उसी प्रकार यह 
आत्मा श्रद्धा के प्रयोग से धर्मध्यान भ्रथवा श्युक्लध्यान रूपी 
ग्रग्नि में भ्रभिरत होकर रसराज बन जाती है और निरविकत्पक 
शुक्लध्यान के सहयोग से जीवात्मा रूपी लोहे की काझ्चन 
दशा अर्थात्‌ अयोग-केवली रूप अद्वितीय दशा पक्ष में काञूचन 
दशा भ्रर्थात्‌ सुबवर्ण रूप दशा में परिवर्तित करने की क्षमता 
प्राप्त कर लेती है। एतावता यह सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार जब 
किसी दरिद्र मनुष्य को पुरुषाथ द्वारा पारदरस प्राप्त हो जाता 
है तब वह उसके संसर्ग से भ्रपरिमित लोह-राशि को सुवर्ण 
बना बनाकर अपने समस्त ऐहिक प्रयोजन सिद्ध कर लेता है 
उसी प्रकार यह आत्मा भी ध्यानाग्नि में शुद्ध हो मोक्ष रूप 
परम प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है ॥ १२ ॥ 


बपयंस्तमत्पुदीरितस्मृतीतीहासपुरालाभ्यासोत्यन्नब्युत्पशिविलासिनी 
विलासलाससभानसा सीमांसका गजापोरावरी-अनाजागासम्नंदादि, 


रैंप भ्रध्यात्म तरज्िणी 


सलिल स्थभावापगासद्भमोवकस्नानाउूवोच्छेदो.. भवतीतिम्युपणरछान्ति 
तान्निराजक्षारता: सदबोधपाय: पूरमन्थरितमसित्रिवत्षतीरिस्पीतीर्थ स्थित- 
योगापग्रोपयोगभिषेकभाजां जन्मिनां जन्मबल्लरी मूलोन्मूलतां मश्रजतोति 
बुवारणा बराग्रेत्यादि बवानों सुरयः--- 


बराग्यापारवारे: प्रशमदमदयोदीरांमागंत्रयाया: 
सम्यरज्ञानोन्मदोस्मेमेतिसुरसरितः सत्यतीर्थे स्थितानाम । 
जन्मोच्छेदो तराणां द्रवदखिलमलस्वास्त संतोषभाजां 
ध्यानस्तानुबन्धान्नहि भवति परां तोरिणों याद्ितानाम्‌ ॥१३॥। 


भवति ॥ कः ? जन्मोच्छेदः जन्मप्रादृर्भावः उच्छेदोी विनाश: संसारा- 
भावः । केषास ? नरारां मनुष्याणास्‌। किभतानासू ? स्थितामासुष- 
टिनाम। भयः किमतानास्‌ ? द्रवदखिलमलस्वान्ससंतोषभाजास द्रकपू 
गण्छतदलिल सकल श्ञानावरणादिरूपं कर्म (यस्मात्ततु) तच्च तत्स्वान्त 
चेतः तस्य संतोष: अ्रत्नामुत्रभोगानभिलाष: त॑ भ्रजन्ति सेवन्त इति तेषास्‌ ! 
फस्मात्‌ ? ध्यानस्नानानुबन्धात्‌ ध्यान रत्नत्रयात्मकात्मचिन्तनं तेन स्तान॑ 
जलक्षालन तस्यानुबन्ध: प्रबन्धस्तस्मात्‌ । नहि नेव पुनर्भवति। को ? 
भवाभाव: । केषास्‌ ? नराम्‌। कि भृतानास ? याचितानासू । कां ? 
तीौरिखोबमु नदीसू । किमृतास ? श्रपरां जलात्मिकासु | क्‍्य ? सत्यतीर्थ 
सत्य प्रतिगहीतभावनिर्वाहावितथबचन तीर्थ तोयंते संसारसरिद बेन तत्‌ 
तीर्भष अुतमहूंतामु, तस्मिन्‌ू। कस्या ? सतिसुरशरिसः: मतिर्राष्ताथ 
प्राहिएी सेव सुरसरित्‌ बेश्नदी तस्था:। किभतायाः ? बेराष्यापारवारे: 
बेराग्यं संसार-श रोौरभोगोपभोगनिष्वेंग: तदेवापारवारि, प्रपारम्लम्धतदढ 
बारि पानीय॑ तदस्यास्तोति तस्या:। भूयः किभूतायाः ? प्रशमदसदयोदीरं 
मार्गत्रयायाः प्रशमः रागादिकारणसंपातेईपि रायाद्यनुव॒य:, दसः इचखियारं 
रुपादिविषयाप्रवृत्ति,.. दयादु:खोपदिः्धप्रारिणारतानकम्या, ता. एवं 
उदौरएः महन्त: सार्या: पन्यानस्तेजां अं तदिदयते ग्रस्था: सा तस्था: 


भ्रध्यात्य तरख्िणी झ्ह 


अयः किसताथां ? सम्यस््ञामोस्मदोस्से: सम्बस्शानं संशयविपयंयानुध्यथ- 
सायव्यवच्छेवेन जीवादितस्त्वार्थाष्यक्सानं तदेव उनन्‍्मदा उत्कटा ऊम्सिः 
कल्जोलसाला सास्या भ्रस्ति तस्याः। हिमाचलचूलिकाचलनकेदारगिरि- 
शिलरोपनिपातप्रयासत्रिशुलान्त्रान्दोलनादिभि: शरीरामसकारण:ः भव- 
भ्रहा लवालायसानें: जलात्मकजलवाहिनोजलस्नानें: तत्संवर््धनकारे: 
जलजातजन्तुजातहिसनस्वभावे: न भविनां जन्मसस्ताननाज्ः | किन्तु 
सम्यरशानोल्‍लोलकल्लोलमालिन्धा: चरणाचक्र्वाप चारिण्या: मतिसन्दा- 
किनया: तो्थवासिनां शुद्धात्मानुचिन्तनाएँ: क्षालनविगलत्कंमलोपलेपा- 
नासेव सानवानां जननव्र॒तती तीद्रोन्सूलिततला भवतीति बंभणितवृत्त 
तात्वर्यार्थ: ॥१३४ 

श्रागे प्रज्ञा रूपी गंगा नदी के तट पर स्थित रहने याले 
मनुष्य ही ध्यान रूपी स्नान के प्रभाव से संसार का उच्छेद 
कर सकते हैं भ्रन्य नदियों के तट पर स्थित रहने वाले मनुष्य 
नहीं ' यह कहते हुए ध्यान का महात्म्य बतलाते हैं । 

जिसमें वेराग्य रूपी श्रगाध जल भरा हुभ्रा है, जो प्रशम 
दम श्र दया इन तीन मार्यो--भ्रवाहों से वह रही हो, और 
जिसमें सम्यग्ज्ञान रूपी उत्ताल तरंगें उठ रही हैं, ऐसी प्रज्ञा- 
मेद-विज्ञान रूपी गंगा नदी के वास्तविक तीर्थ-घाट पर स्थित 
मनुष्यों के ही ध्यान रूपी स्तान के सम्बन्ध से जन्म मरण रूप 
संसार का उच्छेद होता है;क्योंकि उन्हीं के हृदय से समस्त मल 
दूर होते हैं श्ौर वे ही संतोष को प्राप्त होते हैं। श्रन्य नदियों 
की याचना करने वाले मनुध्यों का संसारोच्छेद नहीं होता ।' 

विशेषार्थ--लोक में प्रसिद्धि है कि गंगा नदी में स्नान 
करने से मनुष्यों का संसार छूट जाता है--मुक्तावस्था प्राप्त 


५४० भ्रध्यात्म तरज्िणी 


हो जाती है 'गंगास्नानान्मुक्ति । इसी प्रसिद्धि को ध्यान में 
रखते हुए आाचायंदेव यहां रूपकालंकार से वर्णन करते हैं. 
कि जिस गंगा में स्नान करने से मुक्ति होती है वह गंगा प्रज्ञा 
भेद-विज्ञान रूपी गंगा है। इस प्रज्ञा रूपी गंगा में वेराग्य रूपी 
जल भरा हुआ है। संसार शरीर और भोगों से उदासीनता 
होना वेराग्य कहलाता है । जहां यह प्रत्यय हुआ कि में सच्चि- 
दानन्द रूप पृथक्‌ हूँ और संसार के प्रत्येक पदार्थ पृथक्‌ हैं बहां 
संसार शरीर और भोगों से उदासोनता स्वयं ही प्रकट हो 
जाती है। लौकिक गंगा का नाम त्रिमार्गगा है क्योंकि वह 
ऊध्वे मध्य और पाताल में वहने वाले तीन प्रवाहों में बही है; 
यहां आचाय॑वर्यने इस प्रज्ञा रूपी गंगा के प्रशभ, दम और 
दया ये तीन मार्ग वतलाये हैं । राग द्वेष के कारण मिलने पर 
भी राग द्वेष नहीं होना प्रशभ कहलाता है। स्पशनादि पांचों 
इन्द्रियों की स्पर्शादि विषयों में स्वच्छन्द प्रवृत्ति को रोकना दम 
कहलाता है और दु:खी प्राणियों का दु:ख दूर करने की इच्छा 
होता दया कहलाती है । जिस प्राणी के हृदय में प्रज्ञा--मेद- 
विज्ञान प्रकट हो जाता है उसके प्रशम दम और दया रूप 
प्रवृत्ति भ्पने श्राप हो जाती है। जिस प्रकार लौकिक गंगा 
नदी में पवन के आधात से अनेक लहरें उठा करती हैं उसी 
भकार इस प्रज्ञा रूपी गंगा नदी भे जीवाजीवादि पदार्थों के 
सम्यस्शञान रूपी अनेक लहरें उठती रहती हैं । जो मनुष्य इस 
प्रज्ञा रूपी गंगा नदी के तट पर स्थित हैं उनका हृदय श्रत्यन्त 
निर्मेल हो जाता है--शद्भूओ कांक्षा विचिकित्सा ग्रादि दोष 


अध्यात्म तरड्िणी ४१ 


उनके हृदय से दूर हो जाते हैं शोर उनकी भात्मा में स्वानु- 
भूति के प्रकट हो जाने से बहुत भारी संतोष उत्पन्न हो जाता 
है। वे विचार किया करते हैं कि मेरी भ्रात्मा स्वयं भ्रनन्‍्त सुख 
का भंडार है, पर पदार्थों से सुख की आकांक्षा करना बालू से 
तेल निकालने के समान है। ऐसे मनुष्यों का ध्यान बाह्य पदार्थों 
से हट कर जुद्धात्मस्वरूप में स्थिर रहने लगता है, भ्रोर वे क्रम 
से घातिया कर्मों को नष्ट कर अहंन्त ग्रवस्था श्राप्त कर लेते 
हैं तथा कम से कम अन्तर्मुहतं और अधिक से भ्रधिक देशोन 
कोटि वर्ष में अपते जन्म मरण रूप संसार का उच्छेद प्रवर्दय 
ही कर देते हैं। जो मनुष्य अ्रन्य नदियों से संसारोच्छेद की 
याचना करते हैं उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता ॥ १३ ॥। 


ज्ञानादन्यस्यशेयस्यासंभवों, शानभेवज्ञेयमिति तद्ग्राहक प्रमारशास>ू- 
याव्‌ । तथाहि ज्ञानं शेयात्मकमेव (प्रतिभासमानत्वातृ । य॒तृ) प्रतिभासते 
तज्ज्ञानं यथासुखादि, झ्रवभासते चाक्षयस्वभाव॑ विश्व॑ तस्साज्ञानात्मक- 
सेवेति विज्ञानसेबलक्ष्यं प्रतिपद्यस्ते विज्ञानाईंतवादिनः तान्‌ निराखिकी्वों 
खकयमित्य, दि रंरणन्‍्त्याचार्याः--- 
खद्ष्यं श्रलोक्यमर्थोउस्थ 'मुहरवयवः पर्ययस्तस्थ कश्चित्‌ 
यच्चित्तस्थाग्रतासानयननिलयने रुपकेध्युस्ततो हृत्‌ । 
स्व ध्यानी तहिसुज्य प्रविश(स)रखावशाज्जन्मबीज पिनष्टि 
स्वस्मिस्ततृसवंसस्वोत्सवकरचरितश्वकमासीहृधानः ॥ १४॥। 
झ्रासीतृ संजातम्‌ । किम्‌ ? लक्ष्य परिच्छेश मालम्यनम्‌ । कस्य ? 
वत्य चित्तस्थ यच्चेतस:। किस जेलोक्य जिशत भिचत्वा रिशव- 
१. पुनरबयवः त७ । 


४२ भ्रध्यात्म तरज्धिणी 


घिकसतुर्देशरज्जुप्रमाण घनेकारारोत्सेघोध्वेमध्याधो भेदभिन्नमु रजकल्लरी- 
वेत्रासनाका रामरासुरनरनारकतिरश्चामाधिवासभवनत्रिभुवनस । पुसः 
किभृतस्‌ ? एकस्‌ एकसंस्यस्‌ । भूयः किसू ? प्रवयवों भुवनाबयवः | मुहुः 
किसू ? तस्यावयवस्य कश्चिदविवक्षितः पदार्थोजीवादिः । पुनरषि कि ?ै 
पर्यायों विवर्त:। कस्य ? जोवाजीवादेः । क्‍व ? अश्रग्रनासानयननि- 
लयने प्रग्न॑ प्रान्‍्त नासा नासिका नयनं लोचन तथोनिलयन स्थान 
तस्मिन्‌ । किभूते ? रूपके रूपिस्वभावे | को ? अर: परसाणः | कुतः ? 
ततों हुतू। तस्मात्कस्मात्‌ ? प्रग्रनासानयननिलयनहरणात्‌ । पश्चात्‌ कि 
करोति ? पिनष्टि भ्रयति। किस्‌ ? जन्मबीज जनन॑ तत्प्रोहहेतुः । को ? 
ब्याती । कि भूतः ? झ्रादधानों धारवमारत: । कसू ? स्वस आत्मानस्‌ + 
कस्सिन्‌ स्वस्मिन्नात्मनि । कि कृत्वा ? विसुज्य त्यकत्वा। कि तलू ? 
अलोक्याविलक्ष्यम्‌ ? कस्मात्‌ ? प्रविसरणबशात्‌ । प्रबिसरणं चलन 
बश:ः प्रापत्तः प्रचारायतात्‌ । भूयः किभूतः ? सर्वेसत्त्वोत्सतवकरचरितः 
सर्वे समस्ताः ते सत्त्वा: जीवाः तेषाम्‌ उत्सवः झानन्दस्तत्करोतीति तत्कर 
जरितमतुष्ठानं गस्थ सः। त्रिभुवर्नकभुबनावयवतत्पदार्थपर्यययलक्षरा- 
लक्ष्यस्य भ्रनादिसिद्धत्व॑ सदवबोधकप्रत्यक्षानुमानादिप्रमाणपचकदु ग्रह गही- 
ताहत्सवशाप्तोक्तत्वेन प्रमाशप्राह्मत्वादिति तत्तल्‍्लक्ष्यतामुपनीय मनसि 
नयननासान्तराला नुगमनात्पश्चात्तदखिलंपरित्यज्यात्मानमात्मनि व्यव- 
स्थापयन्त: योगीश्वरा: सकलजनानन्दोत्पादनचारुचरिताः भवांक् रकारण- 
पिषन्तीति परिकलितायंबत्तसंकलिताये: ॥१४॥ 


आगे ध्यान का विषय बतलाते हुए आत्म-ध्यान का फल 
प्रकट करते है-- 

“जिसमे नासा के शअ्ग्रभाग पर नेत्र स्थिर हो जाते हैं, ऐसे 
ध्यान के समय जिसके चित्त का विषय प्रारम्भ में तीन लोक 
रहता है, फिर घटकर लोक का अवयव शभृत कोई जीवादि 


अध्यात्म तरज़िणी ४३ 


पदार्थ रह जाता है, फिर घट कर उसकी कोई एक पर्याय रह 
जातो है, फिर उससे भी घट कर पुदुगल द्रव्य का परमाणु रह 
जाता है। और अन्त में चह्चलता का कारणा समझ उस पर- 
माणु को भी छोड़ कर जो एक अपनी आत्मा को ही अपनी 
आत्मा में धारण करता है वह समस्त जीवों के लिये श्रानन्द- 
दायी चरित को धारण करने वाला महायोगी हीं संसार के 
बीज को नप्ट करता है ।' 

विशेषार्थ--ध्यानी मनुप्य पद्मासन अथवा कायोत्सर्गासन 
से भ्रवस्थित होता है, वह झपनी हृष्टि को सब झोर से हटाकर 
नासा के अग्रभाग पर स्थिर करता है; क्योंकि ऐसा करने से 
उसका चड्चल मन किसी एक पदार्थ में स्थिर होने लगता 
है। प्रारम्भ में ध्यानी मनुष्य अपना चित्त तीनसौ-तेतालीस 
घनरज्जु प्रमाण त्रिभुवन में स्थिर करता है अर्थात्‌ तीन लोक 
के स्वरूप का चिस्तवन करता है, पदचात्‌ अपने उपयोग को 
स्वोन्मुख करने की दृष्टि से त्रिभुबन का ध्यान छोड़ कर उस 
का अवयव भूत जो जीवादि पदार्थ है उसे अपने ध्यान का' 
विषय बनाता है, तदनंत्तर उस जीवादि पदार्थ की त्रिकाल विपष- 
यक अनन्त पर्यायों में से किसो एक पर्याय पर अपना उपयोग 
स्थिर करता है, पश्चात्‌ विषय को और भी सूक्ष्म करता हुआा 
पुद्गल द्रव्य के परमाणु को ध्यान का विषय बनाता है भश्रर्थात्‌ 
परमाणु के झाकार, गुण तथा ग्रविभाग प्रतिच्छेद आदि का 
विचार करता है! तदनन्तर विचार करता है कि इन बाह्य 
पदार्थों में खिल की स्थिरता करने से क्‍या लाभ है ? प्रास्म- 


*ही ४ अध्यात्म तरजिणी 


स्वरूप में ही चित्त को घ्थिर करता चाहिये ऐसा विचार कर 
वह परमाणु से भी अपने हृदय को हटा लेता है और अपनों 
आत्मा को अपनी आत्मा में ही धारण कर लेता है। उस समय 
उसका उपयोग सर्व प्रकार से स्वोन्मुख हो जाता है। शुद्धात्म- 
स्वरूप में लीन होने के कारणा उसके सन्निधान मात्र से समस्त 
जीव आनन्दनिमग्न हो जाते है, परस्पर का वर-विरोध भूलकर 
सब प्रेम से हिलमिल जाते हैं । आचार्य कहते है कि इस प्रकार 
के ध्यानी मनुप्य ही संसार के बीज को नष्ट करते हैं अर्थात्‌ 
मुक्ति प्राप्त कर जन्म-मरण के अनन्त दुःखों से विम्॒क्त हो 
जाते हैं।। १४ ॥ 


यद्धयानातुध्यानादि मेठसूलस्थित गोस्तनाकारानुकारिप्रदेशान विहाय 
चराथर त्रिभुवनोदरे नित्येतरनिगोदविकलकररासमनस्कामनस्कपशाक्ष- 
तियंक्ष॒त्पत्तिजुन्मिनां, यस्माच्च रत्नप्रभादितसस्तमः प्रभानताओअितातिशीत- 
बातोष्णप्रवन्धसहुजमानस  क्षेत्रोत्पन्तान्यूनान्योउस्योदीरितासातसंक्लि- 
शासुरोदीरितवुःखसीमन्तरोरवश्वभ्रविवरेघु. हुष्डसंस्थाननपुंसकविक्ृति 
नारकेषु भवति प्रादुर्भावो भविनाम्‌, यतो हि कल्पाकल्पोपकल्पितसौधर्मावि 
सर्वाधसिद्धिपर्यन्तभर्म भित्ति भास्वर रत्नोद्योतद्योतितारापप.. दिगन्तरा- 
लामानविमानेषु उपपादिकोत्पादभवध्रत्ययावधियोधप्रबुद्धवन्धु रबोष्यसहा - 
विभूतप्रालस्वकुष्डलकटककेयू रहारा डूबा दिषो इशभूषराभ्षिताएरिएमादि है 
गुरताश्कोपेतविध्यदेहसोन्दर्घावलो कनोजितवुस्दा रफव॒न्दवदनोदी रजीर्बाद - 
मुलरदेदाजुनपकलकलोच्छलदहलस डूलालापोद्भ्तासन्दानन्दमोद-पानसभ- 
स्दारमालालोनालिकुलाकूलिततिरोटतटा: दिवि देवाः संपनोपल्न्ते बेहिनः 
(पतश्थ) अतन्तचतुष्टयात्मकसम्पक्त्वाचट गुरगोपेसाव्यावाधत्वशिवाकयस्‌- 
उभशुद्धात्ममात्रतन्‍त्रों भोक्षो जंजन्यते जन्तुनामिति तद्ध्यानं कि संख्यं 


भध्यात्म तरज़िणी भू 


कि स्वरूप कुतो था जायत इति शिव्येरा भ्ृष्टा इश सूरय एकलित्याआ- 
अदाले--..- 

एक चिन्तानिरोघात्पुनरिदसुभयं ध्यानमान्तमुह्त 
सदभूयो5ददचतुर्धा पुनरिदमपरे षोडझ्ञांशं ध्यनन्ति । 
तियक्शवश्नय मोक्षप्रदमवहिततोद्योग साम्येषपि धर्म्यं 
घूमध्वान्तस्वभावातदपि वशविधं वह्लिभानुक्रमेरा ॥१५॥ 


स्थाद्‌ भवेत्‌ । किस ? घ्यानस्‌ । किसंश्यम ? एकस्‌। कस्मसातु ? 
चेतोनिरोधात्‌ू चिन्तावरोधात्‌ । कुतः ” उत्तमसंहननमा् जिसंहननभ । 
कि तत्त्रयस््‌ ॥ बज्यवृषभनाराच संहनन बज्यनारास संहननस्‌। तल्या 
एकाप्रमू एकमगग्र सुख यत्य। सानार्थावलम्बनेल जचिन्ता परिस्पर्द- 
बती तस्या: प्रशेषमुलेम्यों व्यावत्यं एकस्मिम्नप्रे लियस एकापग्रलिन्ता 
निरोध इत्युच्यते । अनेन ध्यानस्वरूपमुक्त भवेत्‌। सुहर्तसितिकालपरि- 
मारम: | श्रन्तगंतो मुहूर्त श्रन्तमह्॒तः, भरा प्रस्तर्मृहर्त झ्रान्तर्महर्त: । ततः 
पर दुद्ध॑ रत्वादिति 4 चिन्ताया निरोधो यदि ध्यान निरोधश्चाभावः तेन 
घप्यानससत्‌ खरविषारणवत्‌ स्यात्‌ । नेष दोषः, श्रन्यचिन्तापेक्षयापसवि- 
त्युच्यते स्वविषयाकारापेक्षया सदिति। भावान्तरत्वभावत्वासदभावस्य 
झथवा नाय॑ भावसाधनों निरोधन निरोधः | कि तहि ? निरद्धनत इति 
निरोध: । चिन्ता सा चासो निरोधश्य जिन्तानिरोध: । एतदुक्तं भवति 
शानमेजापरिस्पन्दसानमपरिस्पन्दाग्नशिखावदू भासमान ध्यानमसिति । भथः 
किभतम्‌ ? इदस्‌ प्रत्यक्षीभूतम्‌ । कथ्थ पुनः ? पश्चादुभयं द्यात्मकं शुभा- 
शुभभेदात्‌ । पुनः किम ? श्रवः एततू । कथम ? अतुर्धा चतुर्भिः प्रकार: 
झातं रोव्रपम्य शुक्लभेदातू । कथ भूयः ? पुनरपि भुहः कि भतस्‌ ? 
घोडशांशम्‌ घोडश भ्रंशा भेदा यत्य । आत्तस्थ घत्वारोभेवास्तथारोद्रधर्म्य- 
शुक्लस्यापि तथव । ध्यनन्ति कथयन्ति झपरे अन्ये ग्राचार्या: । कि धर्स्यंम ? 
धर्मावनपेत ततू । तत्किप्रकारं ? दशधविध वक्षप्रकारम्‌ । 'उत्तमक्मामा्दवा* 


४६ अध्यात्म तरज्िणी 


जंवसत्यशौचर्संयमतपस्त्यागाकिज्लन्यवह्मचर्यारित धर्म! इति वयनात्‌ । कि 
भूतं चलुवियं ध्यानम्‌ ? तियंक्श्वश्नय्युमोक्षप्रदम्‌ । तान्‌ प्रददातोति(प्रदल) 
कस्मिन्नपि ? श्रवहिततोद्योगसास्येषपि अ्रबहितता तस्थां उद्योग उद्यचलः 
तस्य सास्येपि तुल्यतायासपि । कुतों ? यतों जनयति । कि तच्चतुविष 
ध्यानम्‌ ? श्ात्तं गौद्ररूपं । यत्‌ किम्‌ ? ध्वान्त धूम यतस्तिय॑क्षृत्पन्नप्रारणी 
प्रजानात्मध्वान्तस्वभावों नारकेषु भवः भ्रन्धकार: श्वश्रध्मावत्त:। नम्धे- 
व । कि परम ? प्रन्यद्धम्यंशुकलरूपम्‌ । कि तत्‌ ? केन ? वह्तिभानु- 
क़रमेरण अग्निभास्क रस्वभावेन । कथमनेकस्पेक स्थभावता ? पग्रनुध्यानसा- 
साम्यस्थ संबंत्राप्पविशेषादित्येकत्य ने विरुध्यते । सामान्यस्पाशेबविशेष- 
निष्ठत्वादनेकात्तं रोद्रादिभेदस्पोपपत्तिरविरुद्धति । ध्यानचतुष्टयस्येकाग्रतातु- 
ल्यतायाम्‌ तत्रादोध्यानद्रय॑ तरश्चीं नारकी न गतिमुत्पादयति तनृभूतां 
तथाबिधस्वभावत्वात्‌ संध्याचित्रभानुध्वान्तध्‌ मवत्‌ । घमंशुक्लस्वभावालु- 
जिन्तनं दंबों .शिवमयों च॒ गति प्रावुभवियति भव्यात्मनां झिशिरराश्मि- 
सहस्तकिरशादिव प्रकाशभिति प्रकाशितवत्तसंहत्यर्थ: ॥१४५॥ 


ग्रागे ध्यान के स्वरूप, काल, भेद और स्वभाव का वर्गान 
करते हैं-- 

'किसी एक पदाथथ मे चित्त की गति के रुक जाने को ध्यान 
कहते हैं। यह ध्यान एक पदार्थ में श्रन्तमु हतें तक ही होता है; 
बर्योंकि उससे अधिक समय तक एक पदार्थ मे चित्त स्थिर 
नहीं रह सकता, नियम से चंचल हो उठता है। वह ध्यान 
सामान्य की अपेक्षा एक प्रकार का है । फिर शुभ और अश्युभ 
के भेद से दो प्रकार का है यही ध्यान आत्तं, रौद्र, धर्म्य और 
शुक्ल के भेद से चार प्रकार का है। इनमें से प्रत्येक के चार 
चार भेद होने से कोई ग्राचाय ध्यान के सोलह भेद कहते है । 


भ्रध्याध्म तरज्िणी ४७ 


ग्रह आत्त आदि चार प्रकार का ध्यान क्रमशः तियेञज्च, तरक 
स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। जो धर्म से सहित होता है 
उसे धम्यंध्यान कहते है वह उत्तम क्षमा ग्रादि के मेद से 
दक्ष प्रकार का है। यद्यपि इन चारों ध्यानों मे चित्त की 
स्थिरता का उद्योग एक समान रहता है तो भी आ्रात्तंध्यान धूम 
के समान है, रौंद्रध्यान अ्रन्धकार के समान है, धम्ये ध्यान ग्रग्ति 
के समान है और शुक्ल ध्यान सूर्य के समान है । 
विशेषार्थ--ध्यान का लक्षण प्रकट करते हुए उमास्वामी 
आचार ने कहा है 'उत्तमसंहननस्यथेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यान 
मान्तमु हर्तात्‌ अर्थात्‌ उत्तम संहनन के धारक जीव की शन्त- 
मुह्॒तं तक जो किसी एक पदार्थ में चित्त की गति रुक जाती है- 
स्थिर हो जाती है उसे ध्यान कहते हैं । उत्कृष्टता की अपेक्षा 
यह ध्यान उत्तम संहनन वाले जीव के ही होता है। उत्तम 
संहनन से श्रादि के तीन संहननों--वज्मषंभनाराच संहनन से, 
वज्जनाराच संहनन और नाराच संहनन का ग्रहण होता है । 
इस सूत्र में ध्यान का लक्षण, ध्यान का स्वामी और ध्यान का 
काल इन तीन बातों का निरूपण किया गया है । सामान्य की 
अपेक्षा से यह ध्यान एक ही प्रकार का होता है, फिर शुभ 
और ग्रशुभ की अपेक्षा से दो प्रकार का होता है अशुभ ध्यान 
अश्युभ गति का कारण है और शुभ ध्यान शुभ गति--रस्वर्ग 
और भोक्ष का कारण है। अशुभ ध्यान आत्ते और रौद्र के मेद 
से दो प्रकार का है और छुभ ध्यान धर्म्य तथा शुक्ल के भेद से 
दो प्रकार का है; इसप्रकार दोनों को मिला देने पर ध्यान चार 


घट भ्रध्यात्म तगड्िणी 


प्रकार का हो जाता है। आचायंवर्य उमास्वामी ने इष्ट 
वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाज और निदानज़ के भेद से 
श्रात्त ध्यान के चार भेद बतलाये हैं। इष्ट पदार्थ का वियोग 
हो जाने पर उसके संयोग के लिए चित्त की जो स्थिरता होती 
है उसे इष्ट वियोगज आनंध्यान कहते है। अ्रनिष्ट पदार्थ का 
संयोग होने पर उसके वियोग के लिए चित्र की जो स्थिरता 
होती है उसे अ्रनिष्ट संयोगज आरात्तध्यान कहते हैं। किसी 
व्याधि आदि से होने वाली वेदना को दूर करने के लिए चित्त 
की जो स्थिरता होती है उसे वेदनाज अत्तंध्यान कहते है और 
भविष्य में भोगोपभोग की सामग्री प्राप्त करने के लिए चित्त 
की जो स्थिरता होती है उसे निदानज आतेध्यान करते हैं । 
हिसानन्दी, मृषानन्दी, चोर्यानन्दी और परिग्रहानन्दी के भेद 
से रौद्रध्यान के भी चार भेद बतलाये हैं । किसी शात्रु आदि के 
हिंसा करने के लिए चित्त की जो स्थिरता होती है वह हिसा- 
नन्‍्दी रोद्रध्यान है। असत्य बोलने के लिए चित्त की जो स्थिरता 
होती है उसे मृषानन्दी रौद्रध्यान कहते हैं। चोरी के लिए जो 
चित्त की स्थिरता है उसे चौर्यानन्दी रौद्रध्यान कहते हैं ओर 
धनधान्यादि परियग्रह के अर्जन तथा रक्षण में चित्त की जो 
स्थिरता होती है उसे परिग्रहानन्दी रौद्रध्यान बहते हैं । झ्राज्ञा 
विचय, अपाय विचाय, विपाक विचय और संस्थान विचय के 
भेद से धर्मध्यात के चार भेद हैं। असत्य कथन के मुख्य कारण 
कथाय और अज्ञान है। जिनेन्द्र देव के मोहनीय-कम का स्वेथा 
क्षय हो जाने से कषाय का भ्रभाव हो गया है और ज्ञानावरण 


प्रध्यात्म तरज्िणी ४8 


कर्म का ग्रत्यन्त क्षय हो जाने से केवलज्ञान प्रकट हो गया है 
ग्रत: उनके न कषाय है और न अज्ञान ही। फलत: उन्होंने जिन 
सूक्ष्म अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थों का निरूपरा किया है वह 
यथार्थ है और आज्ञा मात्र से ग्राह्म है, इस प्रकार विचार करते 
हुए परमागमपुणीत पदाथ मे जो तित्त की स्थिरता होती है 
वह आज्ञाविचय नाम का धम्यंध्यान है । चतुर्गति रूप संसार में 
अ्रमणा करने वाले जीवों के दु:खों का चिन्तवन करते हुए उनमें 
जो चित्त की स्थिरता होती है उसे श्रपाय-विचय धम्यंध्यान कहते 
है । ज्ञानावरणादि श्राठ गमृलकर्मो तथा उनके मतिज्ञानावर- 
णादि उत्तरभेदों के विपाक का--फल का चिन्तवन करते हुए 
उसमें जो चित्त की एकाग्रता हो जाती है वह विपाक-विचय 
नाम का धम्यंध्यान है, और तीन लोक तथा तत्तत्‌ लोक सम्बन्धी 
विभिन्‍न भ्रंशों का विचार करते समय उनमें जो चित्त की गति 
रुक जाती है--स्थिर हो जाती है उसे संस्थान-विचय धम्यंध्यान 
कहते हैं | पृथक्त्व-वितर्क वीचार एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रिया प्रति- 
पाती और व्युपरत-क्रियानिवर्ती के भेद से शुक्लध्यान के भी 
चार भेद हैं । वितक दाब्द का अथ श्रुत-शास्त्र होता है और 
वीचार का श्रर्थ--अश्रथं, व्यञ्जन-शब्द और योग का संक्रमण 
है। जिसमें शास्त्र के किसी शब्द अथवा श्रर्थ को लेकर मन 
वचन काय से चिन्तन करते हुए उपयोग की स्थिरता होती है 
उसे पृथकत्व-बितक बीचार शुक्लध्यान कहते हैं | यह तीन योगों 
से होता है और अपूबंकरण गुण-स्थान से लेकर उपशान्तमोह 
भुरा-स्थान तक रहता है। इसके प्रभाव से मोहनीयकर्म का 


५० अध्यात्म तरड्धिणी 


उपशम अथवा क्षय होता है, कषाय का अभाव हो जाने से 
जिसमें भ्रर्थ, व्यण्जन और योगों की सक्रान्ति छूट जाती है। 
तीन योगों में से किसी भी एक योग के द्वारा आगम के किसी 
भी शब्द अथवा श्रर्थ को लेकर जो उपयोग की स्थिरता होती 
है उसे एकत्ववितर्क शुक्लध्यान कहते है । यह बारहवें क्षीण- 
मोह गुणस्थान मे होता है। इसके प्रभाव से ग्रवशिष्ट तीन 
घातिया कर्मो का क्षय होकर ग्रह॑न्त अवस्था की प्राप्ति होती 
है | वारहवें गुणस्थान के बाद मनोयोग का अस्तित्व नहीं 
रहता । केवल वचनयोंग और काययोग का अस्तित्व रहता हैं । 
जब तेरहवे गुगास्थान का अन्तमु हतेमात्र काल बाकी रह जाता 
है तब वचनयोग नप्ट हो जाता है, केवल काययोग रह जाता है 
आऔर धीरे धीरे वह काययोग भी सूक्ष्म होता जाता है। इस 
प्रकार जब केवल काययोग की सूक्ष्म अवस्था अवशिष्ट रह 
जाती है तब सूृध्मक्रिया-प्रतिषाती नामका तीसरा झुवलध्यान 
प्रकट होता है । इसके प्रभाव से जिनेन्द्रदेव के असंख्यात गुणी 
निजरा होती है। अन्तमु हुते तक यह अवस्था रहने के बाद धीरे 
धीरे सूक्ष्म काययोग भी नष्ट हो जाता है, पूर्ण श्रयोग अवस्था 
प्रकट हो जाती है। उस समय व्युपरत-क्रियानिवर्ती नाम का 
चौथा शुक्लध्यान प्रकट होता है। इसके प्रभाव से उपान्त्य 
समय मे ७२, और श्रन्त्य समय में १३ इस प्रकार ८४ प्रकृ- 
तियों का क्षय होकर लघुग्रन्तमु ह॒ते में मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 
इस प्रकार चारों ध्यानों के चार चार ध्यान मिलाने से ध्यानके 
सोलह भेद होते हैं ऐसा कितने ही आचार्यों ते विरूपण किया है। 


अध्यात्म तरड्िणी २१ 


आतंध्यान तियेञज्च गति का कारण है, रोद्रध्यान से नर- 
कायु का बन्ध होता है, धर्म्यंध्यान देवायु का कारण है और 
शुक्लध्यान मोक्ष का कारण है। धरम्यंध्यान के उक्त चार 
भेदों के सिवाय उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देव, उत्तम आजंव, उत्तम 
शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, 
उत्तम आकिज्चन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य ' ये दश भेद और हैं । 
क्रोध कषाय का तिमित्त मिलते पर भी हृदय में कलुषता की 
उत्पत्ति नही होना उत्तम क्षमा है। मान का निमित्त रहते हुए 
भी ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीर इन 
आठ वस्तुओं का अहंकार उत्पन्न नहीं होना उत्तम मार्देव है । 
छुल-कपट का अभाव होना सो उत्तमग्रार्जव है। लोभ कषाय पर 
विजय प्राप्त कर संतोप धारण करना उत्तम शौच है । कंषाय 
के बशीभूत होकर असत्य भाषण नहीं करना सो सत्य धर्म है । 
पांच स्थावर और एक त्रस इस प्रकार छहकाय के जीवों की 
हिसा नहीं करना तथा पांच इन्द्रियों और मन को बह में 
रखना सो उत्तम संयम है । बढ़ती हुई इच्छाओं का निरोध कर 
ग्रनशन, ऊनोदर आदि बाह्य तपों का तथा प्रायश्चित्त आदि 
अन्तरद्ध तपों का धारण करना उत्तम तप है। कीति तथा 
प्रत्युषकार की वाञछा न रख कर आहार-ओआऔषधि-शास्त्र तथा 
अभय “ये चार प्रकार के दान करना सो उत्तम त्याग धर्म है । 
समस्त परिग्रह का त्याग कर मूर्च्छा रहित होना सो उत्तम 
ग्राकिज्चन्य धर्म है झ्रोर स्त्री मात्र का त्याग कर शुद्धात्म स्व- 
रूप-बहा में चरण करना-रमण करना-लीन रहना सो उत्तम 


भ्र्र भ्रध्यात्म तराज्िणी 


ब्रह्मचय धर्म है । 
यद्यपि इन गाते, रोद् आदि सभी ध्यानों में चित्त को 

स्थिरता की समानता है तो भी फल की विभिन्‍नता से इनमें 
विभिन्‍नता सिद्ध होती है। आते ध्यान का स्वभाव धप्रम के 
समान है इससे तियंञ्च ग्रायु का बन्ध होता है। रोद्र ध्यान 
का स्वरूप अ्न्धकार के समात है इससे नरकायु का वन्ध होता 
है | धम्यंध्यान का स्वभाव अग्नि के समान है इससे अन्त- 
रात्मा में प्रकाश होता है तथा कर्मों की निजरा होती है और 
शुक्लध्यान सूर्य के समान है इससे लोकालोक को प्रकाशित 
करने वाला केवलज्ञान प्राप्त होता है और अन्त में मोक्ष की 
प्राप्ति होती है ॥॥ १५॥ 

मिथ्यात्वतमःस्तोमतिरस्करणतरुणतररिएभति: सम्यग्दश नातमल रत्न- 
रत्नाक रं: विशदस्याद्वादकुमुदसन्दोहमोदनसोमदेव: सोमदेवसुरिभिश्चेतो- 
निरोधलक्षरं ध्यान पूवंबुत्तेतभिहितं तद्व्याण्यातुकाम रेकत्रस्थयंसारेत्यु- 
दोरितस्‌ू-- 
एकत्र स्थेयेंसारा भतिरभिलछषिते च5चला वस्तुतत्त्वे 
ध्यातु व्यावत्यं चित्त विविधनयमनुप्रेक्षणं चिन्तन तत्‌ । 
संप्रशनों भावना वा अुतविदित पदालोचनं ख्यापना वा 
ध्यानाधोना श्रमी ततू समभिदधुरधोघादन ध्यानमोद्ञाः ॥१६॥ 

समभिदधु: उक्तवन्त: । के ? ध्यानाधोनाः ध्यानाधिनायका: । प्रमी 
प्रत्यक्षोभूता: । कि तत्‌ ? ध्यानम्‌ एकद्विचतु: बघोडशददाभेद॑ यत्‌ । सा 
का ? था मति: बुद्धि: ? कि विशिष्टा ? स्थेंसारा स्थिरतरा अचलेत्यर्थ: | 


४३४3 “+६+++ कक्ष ७७ ४७-०9--क कक +क्‍कली+ कक नकल +->-५७-..33-++न-नन मन "नमन मिनी तीण--.5+3-..२.-०२०-त+7 ७ ....लवल६२२०००७०७४॥७७७» कक, 


१. बु० त०। 


भ्रध्यात्म तराड्भरिणी ५३ 


कय ? एकत्र एकस्मिन वस्तुतत्वे । वस्तु जोबादि तस्थ तत्त्व श्रेलक्षरां 
तस्मिन्‌. . .किभते ? अ्रभिलषिते। ध्यातुं वाझिछतु व्यावत्य शुभाशुभाविर्भाव 
स्वभावाभिरामानभिरामभामिनीकुम्भीनसादिम्य: । किम ? तत्‌ चित्तसू, 
तत्‌ प्रसिद्धम, चेतोइनुध्यानम। का ? या सर्तिधिषणा। किभता ? चअशला- 
चलात्मिका । कदाचित्‌ तिभुवतसभिश्नाम्यति । कदाचिद्‌ द्रध्यमवगाहते 
कृदाचिच्च चिदचिद्र॒पं पर्यायं चेतयत इत्यथे. । कथ नु पुनः न केवल चित्त, 
कि तु भावना वा मुहमंहः: तत्तदर्भपरामशंनसेव किन्‍नु विविविधनयमनु- 
प्रेक्षणमवलोकनम्‌ । कि भतं विविधनयस्‌ । विविधा नानाप्रकारा द्रव्या- 
थिक पर्यायाथिकभेदास्ते बे ते लयाइच । नौोयते । निश्चीयते नित्या- 
नित्यात्मकमेव वस्तु यस्‍्ते नया: । ते विद्यन्ते यस्सिन्‌ तत्‌। न केवल कितु 
चिन्तन पिण्डरूपस्थादिरूपतया पुनः पुनः पर्यालोचनमेव । न परं कि तहिं 
संप्रश्न: पदस्थस्वभावो5न्तजे ल्पात्मकोएहं न्वित्यादिषदाम्यास: । ना सहाय: 
कि संक्षय: आश्रय: ? श्रहेंद्रपात्मकत्वेनात्मनः परिणशामः। न (केव्ल) 
कि तु ? श्रुतविदितपदालोचन श्रत द्वादशाड्भाविज्ञास्त्र, श्रुते विदितानि 
विज्ञातानि तानि न् पदानि शामों भ्ररहंतारामित्यादीनि तेषामालोचन 
दर्शनस्म रणसित्यर्थ: । न परम श्रपितु ख्यापता बा कथनेव । ध्यानसन्ता- 
नात्मकत्वेन एक रिमिश्चेतनाचेतनात्मके पदार्थ प्रौव्ियात्मिका बुद्धि्ध्या- 
नम्‌ । श्रपरस्था श्रुवाध्रवाधिकरणधिषराया भावनाचिस्तनानुप्रेक्षरध्या- 
ना भिधानादिति विचारिताथंवृत्तसंतानाथं: ॥॥१६।॥ 


आगे ध्यान के इसी स्वरूप को विस्तार से कहते है-- 

इश्टानिष्ट पदार्थों के ध्यान से चित्त को हटाकर किसी एक 
अभिलषित पदार्थ मे इस चजञ्चल बुद्धि-मनोगति को स्थिर 
करना, अनेक तयों के साथ वस्तुस्वकूप का अवलोकन करता, 
पिण्डस्थ, पदस्थ श्रादि रूप से वस्तुस्वरूप का बार बार पर्या- 
लोचन करना, संप्रइन-अ्रन्तर्जल्प रूप से 'अहेन' इत्यादि पदों 


श््ड प्रध्यात्म तरज्िणी 


का अभ्यास करना, उसी की भावना करना, अ्रागम प्रसिद्ध 
'शमों अरहताणाम्‌ आदि पदों का मनन करना श्रोर उन्हों का 
कथन करना “यह सब पाप समूह को नष्ट करने वाला ध्यान 
ही है, ऐसा ध्यान के अधिनायक श्री जिनेन्द्रदेव ने कहा है । 
विशेषार्थ--संसा री प्राणी बाह्य पदार्थों को सुख दुःख का 
कारण मानता है इसलिये जिन पदार्थों के संस से कुछ दृःख 
का श्रनुभव होता है उन्हें अनिष्ट मान बेठता है। इन कल्पित 
इष्ट-अनिष्ट पदार्थों के संयोग से चित्त में सदा चञ्चलता बनी 
रहती है और चूँकि चित्त की चठ्चलता ही ध्यान का वाधक 
है इसलिये ध्यान का अभ्यास करने वाले पुरुषों को सर्वप्रथम 
यह विश्वास रखना चाहिये कि सुख श्र दुःख आत्मा के स्वा- 
भाविक वेभाविक गुण है । उनका आविर्भाव और तिरोभाव 
श्रात्मा में ही होता है। बाह्य पदार्थ तो निमित्त मात्र पड़ते हैं 
अत. उनके संयोग-वियोग मे हष विषाद नहीं करना चाहिये । 
इस प्रकार बाह्य पदार्थों से चित्त को हटाकर त्रिभुवनगत किसी 
भी वस्तु-तत्त्व मे अपनी चज्चल बुद्धि को स्थिर करना ध्यान 
है । यह त्रिभुवन रूप ससार जीव, पुद्गल, धमम, ग्रधर्मं, आकाश 
ओर काल इन छह द्रव्यों से अथवा जीव, अ्रजीव, ग्राखव, 
बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों से समन्ताद भरा 
हुआ है। संसार के ये सभी पदार्थ उत्पाद, व्यय और श्रौव्य 
रूप त्रिलक्षणा से युक्त है। ध्यानाभिलाषी मनुष्य इनमे से जिस 
किसी पदार्थे का ध्यान करना चाहता हो उस पर अपनी बुद्धि 
को स्थिर करे | उसका ऐसा करना ध्यान का एक प्रकार है । 


भ्रध्यात्म तरज्िणी श्र 


बस्तु के एक देश को निरुपण करने वाला श्रुत का प्रकार नय 
कहलाता है । उसके द्रब्याथिक, पर्यायाथिक, निदेचय, व्यवहार 
तथा नेगम, संग्रह आदि अनेक भेद हैं। इन विविध नयों द्वारा 
वस्तु स्वरूप का दर्शन करना भी ध्यान है। पिण्डस्थ, रूपस्थ, 
रूपातीत आदि के द्वारा जिनमुद्रा ग्रादि का ध्यान करता भी 
ध्यान है । विभिन्‍न प्रकार के मन्त्रों तथा आगम निरूपित पदों 
का पुनः पुनः चिन्तन करना, उनकी भावना रखना ओर उनका 
कथन ग्रादि करना '''यह सब ध्यान है क्योंकि इन सभी में चित्त 
की स्थिरता श्रपेक्षित रहती है। यह ध्यान पाप-पुज्ज को 
जलाने वाला है--कर्म-निजंरा और कर्मे-क्षय का साक्षात्‌ 
कारण है ॥॥। १६ !। 

सकलकालकलाकलनकलं: किल लोकालोकावलोकिकंवल्यकले: सक- 
लज्ञरनेकसमयावलिकादिरूप: काल: संकलितो5स्ति । तथाहि अरोरण्व- 
न्तरव्यतिक्रमविभागरूप: समय: । श्रसंस्यातसमय रावली, संख्यातावलिसस्‌- 
हैतच्छवास:, सप्तोछवास: स्तोकः, सप्तस्तोकलंबः कथित:, साउंष्टर्त्रशल्ल- 
बाभिः (व) धटिकाप्रमा । द्विघटीको मुहूर्तों (इन्तर) मुह॒र्तस्तु समयविकल: 
सोषपि हि भिन्‍नमुहृतंस्तती नियतस्‌ । श्रन्तसुहुर्तस्त्वनेकविधः दिननिशी- 
थिनीपक्षमासत्त्व॑यनसम्वत्सरप्रभूृतिरिति । तजत्नंतेषु सध्ये कियान्‌ ध्यानस्य 
काल इति घीमता विनेयेनोक्ता इब कालो8स्ट्येत्युकलबन्तः सुरयः-- 
कालोःस्यान्तर्मुहत्तं: परम इह परः पञचलध्वक्षरः स्या- 
च्चित्तानां दुर्धरत्वादतिचपलतया तत्परो नास्ति काल: । 
तावन्सात्रेडपि काले हुतभुगिव भवेत्‌ ध्यानमुच्चेरधानां 
ध्यंसायोबीधरारणएं ज्वलद्चलतया वज्ञ्संपात जन्मा ॥॥१७॥ 


स्थाद भवेत्‌ । कः ? कालोधवधिभत: । किभूतः ? ध्न्त्सुह॒त: फोध्य- 


५६ अ्रध्यात्म तरड्िणी 


मोह: ? हृयादि समयहीनद्विघटोकः कालोइन्तमुह॒तं: । भूयः किभूतः ? 
परम: उत्कृष्ट:। कस्मिन ? किमियानेव उतान्यो5पि ? श्रस्ति। कः ? 
परोपयों जधन्य:। कि विशिष्ट: ? पद्लध्वक्षर: पल्च्लध्यक्षरा यस्‍्थ 
स तथोक्षतः । के श्रसी ? श्र ह उ ऋ ल्‌ रूपा: | उत्कृष्टापकृष्टरूपः इया- 
नेव काल: । कस्य ? श्रस्थध्यानस्यथ । कुतः ? दु्धरत्वात्‌ । वुःखेन प्रियते 
दुर्धरं तस्थ भाव: तस्मात्‌ कृच्छावरोधत्वादित्यर्थ: । केषां चित्तानां चेतसाम 
कपा ? प्रतिचपलतया झतिश्पलत्वेन । कुतो ? यतो सनो सर्कटवच्चल- 
स्वभावत्‌ । अ्रभिरामरामारामेषु रमणशाय रंरणतीति तस्मात्‌ नास्ति न 
विद्यते । कः काल: । कि भ्तः ? परो द्वितीयः प्रहरदिनरजन्यादिरूप: । 
किलेतावति काले कथं गुरुतरं कर्मराशि नाशयति ध्यानभित्याहुः। ताव- 
न्माओ्रेइपि काले इति--भ्रन्तर्मु हर्त प्रमाण ससय्रेषपि स्थाद भवेत्‌ । कि ? 
ध्यानं चिन्तनम्‌ धम्मंशुक्लस्वभावस्‌ । किसथंसर्‌ ? ध्वंसाय विनाशाय । 
कथम्‌ ? उच्चरित्यर्थ:। केषाम्‌ ? ग्रघानां जन्मजन्मान्तराजितनसः 
संचयानाभ्‌ । इव शब्दों ययायें यथा भवति विध्वंसाथ । को ? हुतभुक 
हृष्यवाट । कि भूतों ? बज्ञसंपातजन्सा वज्य़ पविस्तस्थ संपातः ! संघ- 
टुजन्योत्पत्ति: । वम्भोलिदलनोदर्भूत इत्यर्थ:। केषास्‌ ? उर्व्वोधराणास््‌ 
उर्वो भुस्तां धरन्तीति धराधरा: (तेषाम) कया ? ज्वलदचलतया ज्वल- 
द्ीप्पमानमचल स्थिरतरं तस्थ भावस्तया भास्वरस्थिरतररूपेरोत्यर्थे: 
बासररजनोमासादुं माससुरभि दक्षिसायनसमायुगावधि: ध्यान धतु न 
पायंते । चलाचलात्मतयकत्र स्थयेस्वभावेन चेतसो व्यवस्थापयितुं न शकक्‍्य- 
तेरतो5न्तमुंहृुतवधिक: कालो ध्यानस्पोत्तप्तोडन्थोसातृकपणथ्चवरणोच्चा रा- 
वसेय:। समयोध्नुत्तमः तावन्मात्र:ः समय: । संजातो$पिध्यशुक्लध्यानेडध्‌ - 
सध्वजो भवभवाजित प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशतया राशीभृतानि कर्मेन्धनानि 
भस्मसादुभावं प्रापयन्नेद यथा पुरन्दरप्रहरणशप्रहारेश संपन्‍्तोष्पांपित्तस्त॒रण- 
राशि भूतिस्वथभावतां नयतीति निर्णोतवलतात्पर्यार्थ: ॥१७॥ 


ग्रागे ध्यान का काल बताते हैं-- 


अ्रध्यात्म तरड्िणी प्७ 


“इस ध्यान का उत्कृष्ट काल अन्तमु ह॒ते है श्र जघन्य काल 
पांच लघ्वक्ष रों के उच्चारण काल के बराबर है । यतः अत्यन्त 
चञज्न्चल होने के कारण चित्त अत्यन्त दुधर है-एक स्थान पर 
उसका रोका जाना कठिन है, अ्रतः पूर्वोक्‍्त प्रमाण से - अधिक 
ध्यान का काल नहीं हो सकता । यद्यपि ध्यान का काल थोड़ा 
है तो भी वह उतने ही काल में चिरकाल संचित बहुत भारी 
पापों को उस तरह भस्म कर देता है जिस तरह वज्ञ से 
उत्पन्त हुई अग्नि अपने देदीप्यमान स्थिर स्वभाव से बड़े बड़े 
यपव॑तों को भस्म कर देती है। 

विशेषार्थ--दो घड़ी अर्थात्‌ ४८ मिनट का एक मुहत होता 
है । एक आवली के ऊपर एक समय से लेकर एक समय कम 
दो घड़ी तक का काल अन्तमु हते कहलाता है । इसके असंख्यात 
भेद होते हैं। अपने अपने शारीरिक संहनन तथा अ्रभ्यास के 
अनुसार मनुष्य का चित्त एक पदाथ में ग्रन्तमुं हुते तक ही रुक 
सकता है, अतः ध्यान का उत्कृष्ट काल भअ्रन्तमु हते ही है । 
जघन्य काल 'अ इ उ ऋ ल' इन पांच लघु अक्षरों के उच्चारण 
काल के बराबर है जो कि चौदहवें गशुरास्थान में होने वाले 
“व्युपरत-क्रिया-निवर्ती नामक शुक्लध्यान में संभव है। यह 
जघन्य काल भी भश्रन्तमु हते के भीतर गर्भित है । 

ध्यान का बहुत थोड़ा समय है इसलिये यह नहीं समभना 
चाहिये कि इतने समय में क्या होगा ? यह ध्यान अ्रत्प समय- 
वर्ती होकर भी इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि कोटी 
कोटी जन्म में सचित किये हुए पापों को एक साथ नष्ट कर 


भ्र्द ग्रध्यात्मतरड़िणी 


देता है। वर्षा ऋतु में बत्र के गिरने से जो अग्नि उत्पन्न होती 
है उसका परिणाम यद्यपि अत्यन्त अल्प रहता है तो भी बड़े 
बडे पर्वतों को ध्वस्त कर देती है| ध्यान की ऐसी ही कोई 
प्रद्धत महिमा है ।। १७ ॥। 


परमात्मोपदिष्ट दृष्टेष्प्रभाराविरुद्ध परमागसे जिविकल्प जननेनारो- 
पितानेकबिकल्पनवयो निविकल्पानां पुण्यापुण्यलामकर्स्स निःपादितानि 
बन्धफलानुभवनाश्रयारिण पल्नशरोरारिप बट संस्थानानि षट संहनानि 
चतल्रों गतयः समनस्कामनस्करूपा: प्रारिनः । तथात्तरोद्रादि चतुर्ध्वाता- 
न्यभिहितानि वर्तन्ते । तत्र सर्व शरीर संहनन संस्थानगतिष सकलप्रारिणनां 
विश्वान्यपिध्यानानि सन्त उत कस्सिश्चिच्छुरीरे क्वचिदेवसंहनन संस्थाने 
वा कस्यांचिदेव गतौकस्थचिदेव समनस्कप्रारिषन: किच्चिदेव ध्यानं भवतोति 
पृबपक्ष विवक्षादक्षेण दोक्षितित बम्भरितता इव भदन्ता, विष्यक्संस्था“ 
नेत्यादि बंभराति-- 


विध्यक्‌ संस्थानदेहे गतिष्ु चतसुषु प्रारिषनि स्तः सहत्के 
सर्वेस्मिन्नात्तेरोदें विकलकररणाके तत्र योगोपयोग: । 
उत्कृष्ट धर्ममुक्त॑ यतिषु सुरपशुश्वश्रिषण्ढावलानां 
मत्येंध्वन्येषु तद दृशि निखिलविदच्चाप्यनुत्कृष्ट माहुः ।।१८४ 


स्‍तः भवत:ः: । के ? शआत्तरोद्रध्याने। कस्मित्‌ ? प्रारिनि दशस्रिः 
प्राशं: श्वसिति स तस्सिन्‌ । किभूते ? सहत्के समनस्के । सुहः किभते ? 
सब्यस्मिन्‌ श्वाअ्नतियंगसरसानवपर्थायभाजि । भूयः किभूते २? विष्व- 
क्संस्थानदेहे विष्वक सप्नस्तानि च तानि संस्थानाति आकाराशि 
(प्राकारा:) च तस्मित्‌ संस्थानानि घट प्रकारारिण समचतुरसखनम्यग्रोध- 
परिमण्डल बस्सोककुब्जवामनहुण्डसंस्थानमिति । ओदारिक्ेक्रियिकाहार- 
कतंजसकासंणानि पर्चशरोरारियष विशिष्टनामफर्सोदयापादित दृत्तीनि 


भ्रध्यात्म तरज्िणी ५६ 


शीर्यन्त इति । उदार स्थल तस्मिन्‌ भव तत्प्रयोजनसस्पेति वा झ्ौदारि- 
कम्‌ । अष्टगुरराधिपत्यसम्बन्धावनेकारए सहच्छरोर विविधकररां विक्रिया 
सा प्रयोजनसस्य वंक़ियकस्‌ । सुक्ष्मपदार्थनिर्शानार्थमसंयमपरिहररार्थ 
प्रसत्तसयतेनाहियते निर्वत्यते तदाहारकम्‌ । यत्तेजोनिमिस तेजसि भर्ष वा 
(ततृ) तेजसम्‌ । कर्मण्णां वा कार्य काम रण्स । कासु ? गतिषु। कति 
संख्योपेतासु ? चतस॒षु नरकतियंड मानुषदेवगतिभेदा:। भूयः भवति । 
को ? योगोपयोगः योग: कामेन्द्रियसम्बन्ध: तस्योपयोगोष्नुभवः । 
कस्सिन ? तत्र तन्न क्वचिद्‌ विकलकरराके बविकल॑ हीन॑ कररामिन्द्रियं 
तहिद्यते यस्य तस्मिन दीन्‍्द्रियादिचतुरिन्द्रियपयन्ते क्ृमिकीटचल्लरोक 
इत्यर्थ: । वीर्यान्तराय स्पर्शनरसनप्राराचक्षुरिन्द्रियावरराक्षयोपशमे सति 
शेषन्द्रियस व्वंघातिस्पडंकोदये च_ शरोरनामलाभावष्टम्भेन द्वीन्द्रियादि 
जातिनामोदयबशवरतितायां च स्प्शेनरसनायेकंकेन्द्रियमाविभवतीति ॥ 
उक्त कथितसु । किस ? धम्यंघ्‌। किभृतसु ? उत्कृष्टमृत्तसस्र | केषु ? 
यतिषु ब्रतिषु । झ्राहुः प्रतिपादयन्ति । के ? निखिलविदः सकलज्ञानिनः # 
किस्‌ ? तद्धम्थंम्‌ू । किभृतम्‌ ? अ्रनुत्कृष्ट जघस्यम्‌ । कासास ? सुरपशु- 
श्वश्रिषण्ठाबलानाम सुरादेवा:, पशुतियंक, श्वश्नी नारकः, षण्डो नपुंसकः, 
प्रबला स्त्री, तासामु। न केवलमेतासामस्‌ मत्येंबु मानुषेषु किभृतेषु ! 
श्रन्येषु ब्रतरहितेषु । फस्यां सत्यां ? हशि दर्शने सति । सकलकायसंस्थान- 
स्थास्नों: चतुर्गंति विवत्तंवत्तिनः पंचेन्द्रियसंज्ञिनो जीवस्थाशुभध्यानढंत॑ 
भवति । विकलाक्षेषु शद्घुशुक्तिकुन्थमन्दविसपिशी खद्योतपतड्प्रभृतिषु 
स्वावरसतक्षयोपशममिव धन (ध्यानं) ज्ञानानुभवनभेव । उत्तमं तु धम्ये- 
थ्यानं ब्रतब्ातरत्नरत्नालंकृता पद्ममानानां ब्रतिनामेव । श्रपक्ृष्टं पुनः $ 
शुभध्यान पण्डकपशुसबंनरनारकेषु सति सम्यक्त्वे सम्भवतोति संभालि- 
तार्थवृत्तसभृहार्थ: ॥॥१८॥ 

आ्रागे ऊपर कहे हुए चार ध्यानों में से कौन ध्यान किस 
जीव के होता है यह बताते हैं-- 


<० प्रध्यात्म तरज़्िणी 


आत्तं और रोद्र ध्यान, चारों गतियों में छहों संस्थानों को 
धारणा करने वाले सभी सज्ञी जीवों के होते है, योग का उपयोग 
विकलत्रय जीवों के होता है, उत्कृष्ट धम्येध्यान मुनियों के होता 
है और जघन्य धम्येध्यान सम्यग्दशेन के रहते हुए देव, पश्चु, 
नारकी, नपुसक, स्त्रियो तथा अन्य मनुष्यों के भी होता है" 
ऐसा समस्त त्तत्वों के जानने वाले सर्वज्ञ देव ने कहा है । 

विशेषार्थ--यह संसार नरक तियेज्च मनुष्य और देव इन 
घार गतियो से व्याप्त है। इनमे कोई जोव समचतुरखसंस्थान 
वाला है, कोई न्यग्रोध परिमण्डलसस्थान का धारक है, कोई 
स्वातिसंस्थान से युक्त है, और (कोई) कुब्जक सस्थान वाला है, 
कोई वामन संस्थान से युक्त है और कोई हुण्डक संस्थान का धारक 
है । कोई औदारिक, तेजस और कार्मण शरीर का धारक है, 
कोई वेक्रियिक तेजस और कामंण शरोर से युक्त है, कोई औदा- 
रिक झ्राहारक तेजस और कार्मण शरीर से सहित है तथा कोई 
मात्र तेजस और कामंणा शरीर से युक्त है। कोई एकेन्द्रिय है, 
कोई द्वोन्द्रिय है, कोई त्रीन्द्रिय है, कोई चतुरिन्द्रिय है कोई श्रसंज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय है श्रौर कोई संज्ञी पञ्चेन्द्रिय है। आते और रौद्र- 
ध्यान अश्युभ ध्यान हैं, श्रत' वे चारो गतियों में समव है परन्तु 
संज्ञी पञ्नेन्द्रिय के ही होते है असंज्ञी के नहीं होते है । द्वीन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय विकलत्रय कहलाते है । इनके ध्यान 
संभव नहीं है; क्योकि ध्यान का लक्षण चित्त की स्थिरता है 
और इनके चित्त होता ही नही है तब उसकी स्थिरता रूप ध्यान 
किस प्रकार हो सकता है ! इनके सिर्फ योग का उपयोग होता 


भ्रध्यात्म तरज्धिणी ६रै 


है। काय ग्रोर इन्द्रिय के संबंध को योग कहते हैं। वीर्यान्तराय, 
स्पशन, रसन, प्राण और चक्षुरिन्द्रिय मतिज्ञानावरण का 
क्षयोपशम कराोन्द्रिय मतिज्ञानावरण के स्वंघाति स्पद्धंकों का 
उदय तथा शरीर और जाति नामकर्म का उदय होने पर इस 
जीव के स्पर्शन रसना आदि इन्द्रियां प्रकट होती हैं । धम्ये-ध्यान 
उत्कृष्ट रूप से मुनियों के होता है शोर जधन्य रूप से चतुर्गंति- 
सम्बन्धी सम्यस्हरश्टि जीवों के होता है ऐसा सर्वेज्ञ-जिनेन्द्रदेवने 
निरूपण किया है ॥|१५॥ 

शुद्धाशुद्धाभिसन्धिप्रवन्धावधारणं बोधात्मसनि बोधाधीश्वरधीरपि 
विधातुमक्षम्रेति । यस्पोदये शरीरस्य निविडास्थिबन्धो भवति ततु संहनन 
नाम षड्विधम । तथाहि वज्ञर्ष भनाराच, वज्चनाराच, नाराचाउं नारावकी- 
लिकासं प्राप्तासुपाटिका संहनानि | कर्संबन्धनिबन्धनं तद्ठिध्वंसनकाररणं 
चतुविधं शुक्तध्यानशआव बन्धमहावन्ध सिद्धान्तेडभिहित । एक सति कि 
शुक्लध्यानं कस्मिन्‌ संहनने संपद्यते फियन्ती कस्यात्मनः परिरामसन्तति- 
रिति परेश प्ररूपिता इब परमार्थवर्या: श्राश्यमित्यादि मिरूपयन्ति-- 
प्रार्थ शुक्ल त्रिसंहत्युचिततनुविधावाद्य संहत्युपेते 
विज्ञेयं तत्त्रयं स्थादितरदपि नरे कवापि कालाडपेक्षम्‌ । 
को5घोशो मातुमेतां परिणतिमितरां करत्तुमानन्त्यकलप्ते- 
स्तत्तद्वाह्मान्तर ड्राश्रयविषयवज्ञावेशभूयो 5वताराम्‌ ॥१६॥ 

स्थात्‌ भवेत्‌ । किस ? शुक्ल शुक्लध्याम । किभतस्‌ ? श्रात्मम्‌ 
प्रथमस्‌ शथक्त्ववितर्कबीचाराख्यमू । कस्मिन्‌ त्रिसंहत्युचिततनुविषों 
तज्िसंहतिः त्रिसंहनासि तेरचितो योग्य स्तनुविधिरड्धविधियंस्य तस्मिन 
वज्चर्ष भनाराच बज्धनाराच नाराखे: कृतकाये । विज्वेयं शातव्यम । किस ? 
सत्क्रयस्‌ तेवां अयस्‌ झुक्लप्यानत्रयभ्‌ । क्‍्य ? नरें सत्यें। किमूले ? 


३२ भ्रध्यात्म तरज्िणी 


संहत्युपेते पविऋषभ नाराचसंहुननयुक्ते। किस ? इतरदपि। भ्रन्यदषि 
झग्मिमम । कस्सिन्‌ ? नरें। किभते ? क्यापि कस्मिश्थिदपि कीलिकादि 
संहननवति । किभूतस्‌ ? कालादपेक्ष । कालश्चतुर्थंलभयः स आदियेषां 
द्रव्यक्षेत्रभावादीनां ते । तेषामपेक्षा यस्य ततु । पृव्व॑विदेहोत्पन्नविशुद्ध- 
लेश्याकीलितोपकल्पितकायस्यथापि प्रथम संख्य शुद्धध्यानं भवतीत्यर्थ: 
को5धीशः कः प्रभु न कोषपि । कि कतुम्‌ ? सातुं परिच्छेतुम । काम ? 
परिणतिम्‌ विचित्रचित्तन्रेष्टाम। किभूताम्‌ ? इतराम्‌ अन्याम शथक्‌ 
यूथगभृतामन्याम्‌ । कि भृतास ? तत्तदबाह्यान्तरड्भाश्रय विषयवशादवेद्षा- 
भूयो5वतारां तत्तत्‌ प्रसिद्धंप्रसिद्ध तल्‍्ष्य तदू बहिभंव बाहा च। किस ? 
स्ेश्रवास्सुह्रिण्पसुवरंधनघान्यदासीदासकुप्यरुपस्‌ । ग्रान्तरर्ग चान्तर्भंवं 
मिध्यात्ववेदरागाहास्थाविकाश्व षड्‌ दोधा: । चत्वारों हि कंषायाश्चतु- 
इंशास्यन्तरप्रन्था:। ते श्राअयः स्थानं स चासौ विषयश्च तस्य बह 
झायतता तस्यावेश: प्रवेशस्तस्मात्‌ । भूयः पुनः पुनरवतारोडबतररां प्रादु- 
भू तियंस्थाः सा तामू । कस्या: सकाशात्‌ ? आननन्‍्त्यस्लप्ते: अनन्तपरि- 
कल्पनादित्यर्थ: । जिसंहनोपहितसंहननो सनुजो5पश्चिमं शुद्धध्यानमाधत्ते । 
उत्तर तु शुश्रध्यानकदम्बकस ग्रिमोत्तमसंहुतिस्तनुमानू । कोलिकाकलित- 
कलेबरो5पि चतुर्थंकालपूर्वापरविवेहोत्पन्नसितलेश्योह्यत: सितध्यानसपि । 
अन्तर जूपनन्तर ड्रराग: झडद्धाद्मिषड्भविषयायत्तता न प्रवेशान्मुहुस्‌ हु: प्थक्‌ 
प्रथगुत्पद्ममानां परिणाम प्रक्‍्ल॒प्ति प्रमातुं न को5पि प्रभुरिति प्ररूपितार्थ- 
घुत्तसमुदायार्थे: ॥१६॥ 


आगे शुक्लध्यान के स्वामी का निरूपणा करते हैं । 

“पृथकत्ववितर्क नाम का पहला शुक्लध्याव आदि के तीन 
संहननों के धारक मनुष्य के होता है । एकत्व वितर्क सूक्ष्मक्रिया 
प्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवर्ती नाम के तीन शुक्ल ध्यान 
प्रथम संहनन के धारक मनुष्य के ही होते हैं। प्रथम शुक्ल- 


भ्रष्यात्म तरज्िणी श्रे 


ध्यान कालादि की अपेक्षा कीलित संहनन के धारक मनुष्य के 
भी होता है। वास्तव में यह चित्तकी परिणति अनन्त प्रकार 
की है। बाह्य और भअन्तरड्भ परिग्रह रूप आश्रय के वश यह 
पुन: पुनः प्रादुभु त होती रहती है इसे अपने अ्नन्त-विधपरि- 
णमन से पृथक कर, जानने के लिए कौन समथ है । 
विशेषार्थ--सो लहवें हलोक के विशेषार्थ में शुक्लध्यान के 
चार भेदों का वर्णान कर चुके हैं। उनमें से पहला प्रथकत्व- 
वितकंविचार नामका शुक्‍्लध्यान वज्रषेभनाराच संहनन वच्ञ- 
नाराच सहनन और नाराच संहनन इन तीन संहननों मे से 
किसी एक संहनन के धारक जीव के होता है। यह ध्यान 
आठवे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें ग्रुगस्थान तक होता है । 
आठवे से दशवे ग्रुगस्थान तक उपशमश्रेणी और क्षपकश्नेणी 
इन दोनों श्रेणियों के धारक मनुष्य होते हैं । इन गुणस्थानों 
में जो क्षपकश्रेणी वाला मनुष्य होगा उसके नियम से वज्ञषेभ 
नाराचसंहनन होगा और जो उपशमश्रेणी वाला मनुष्य होगा 
उसके प्रथम तीन संहननों में से कोई भी एक संहनन हो 
सकता है । ऐसे मनुष्यों को ही लक्ष्य कर इस इलोक में पहला 
शुक्लध्यान प्रथम तीन संहनन वाले जीवों के बतलाया है । 
एकत्व वितर्क आदि तीन शुक्लध्यान द्वांदशादि शुणास्थानों में 
होते हैं। उन ग्रुणस्थानों में रहने वाले मनुष्य नियम से तद्भव 
मोक्ष गामी होते हैं श्रौर तदभव मोक्ष गामी मनुष्यों के नियम 
से वञ्र्षभनाराच संहनन होता है भरत: अवशिष्ट तीन शुक्ल- 
ध्यान प्रथम संहनत के धारक मनुष्य के ही बतलाये हैं। इस 


६४ ग्रध्यात्म तर्राज़रिणी 


प्रकार ग्रन्थ कर्त्ता ने इस इलोक में शुक्लध्यान के चार भेदों 
का जो स्वामित्व वर्णन किया है वह अन्य ग्रन्थों में भी मिलता 
है परन्तु प्रथम शुक्लध्यान के स्वामित्व के विषय में कुछ 
विशिष्टता भी बतलाई है जो अभी तक श्न्य ग्रन्थों में नहीं 
देखी गई। वह विशिप्टता इस प्रकार है--प्ृथकत्ववितर्क 
बीचार नामका पहला शुवलध्यान चतुर्थ कालादि की अपेक्षा 
ग्रन्य जीवो के भी हो सकता है । इस विशिष्टता का स्पष्टीकरण 
संस्कृत टीकाकार ने इस प्रकार किया है कि पूर्वापर बिदेह में 
उत्पन्न विशुद्धलेश्या के धारक कीलितसंहनन वाले मनुष्य के 
भी कदाचित्‌ प्रथम शुकक्‍्लध्यान संभव हो सकता है। क्षेत्र, 
वास्तु, हिरणएय, सुवर्ग, धन, धानन्‍्य, दासी, दासादि दश बाह्य 
परिग्रह है और मिथ्यात्व, क्रोधादि चार कपाय तथा हास्यादि 
€ नो कषाय ये १४ आभ्यन्तर परिग्रह हैं। इनका आश्रय पा 
कर चित्त की परिणाति क्षण क्षणा मे परिवर्तित होतो है। इस 
प्रकार चित्रवृत्ति का यह परिणमन श्रनन्त प्रकार का हो जाता 
है, चित्तवृत्ति का यह अननन्‍्तविध परिणमन प्रत्येक संसारी 
प्राणियों के होता रहता है। जिन प्रत्यासन्ननिष्ठ--निकट 
संसारी प्राणियों का उक्त परिग्रह कम हो गया है या छूट गया 
है वे ही श्रपनी चित्तवृति को अनन्तविध परिणमन से प्ृथक्‌ 
करने के लिए समर्थ हो सकते हैं परन्तु ऐसे प्राणियों की विर- 
लता है इसलिए ग्रन्थकर्ता ने लिखा है कि ऐसी चित्त बृत्ति को 
समभलने के लिए कौन सम है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥१६॥ 


भ्रध्यात्म तरज्िणी दा 


एक चेतों (चिन्ता) निरोधादित्यत्ासंरोड्रधम्यंशुक्लभेदेग श्ुर्षो 
ध्यानसघोीतं तत्न प्रयससाध्यानं चतुविधमभिदयाना विचित्रास्तोकस्तोश- 
स्तुते: क्षितितलस्यस्तमस्तकभव्यात्सनां निरस्तेष्टानिष्टबस्ल्वाश: एवं (एव) 
योगी स्तुत्योपस्तीत्यभिदधति सूरयो नाश्ास्त इत्यादिना--- 
नाशास्तेष्प्राप्तमिष्टं सदषि न सनुते नेब शोचत्यतीतं 
न देषो5निष्टसंगे न ले कलुषमति 'मनप्यभावाभिलाषी । 
मायासुयाड्भरशो भामद-मदनकथालोकया त्रातिगइच 
प्रोन्मुञचेदात्तमेतत्पशुगतिफलदं यः स्तवायास्तु वः सः ॥२०॥॥ 


झ्रस्तु भवतु । कः ? सयोगी। किसमर्थव््‌ ? स्तवाय कौतंताय । 
केषाम्‌ ? वः युष्साक भव्यात्मनाम। यः किविशिष्टः ? प्रोन्‍्मचेतु त्यजत । 
किस ? एतत्‌ । एतत्‌ किस ? आात्तंस प्राततंध्यानस्‌ श्रार्से दुखं तत्र भवस्‌ । 
झथवाहनम्‌ श्रत्तिः पीडा तस्यां भवं वां। तत्‌ किरूपस्‌ ? पशुगतिफलदं 
पश्नां गतिः संब फल तह॒दाति तियंग्गतिफलप्रदसू । भूयः किभूतो ? यो 
नाश!स्ते न वाउ्छति । किस्‌ ? दृष्ट सनोसस्‌। किभतम्‌ ? प्रप्राप्तस- 
लब्धम्‌ । पुनः किम्भतो ? यो न मनते नास्युपगच्छति । किसयू ? सब 
विद्यमान पिच्छकमण्डलुप्रभूतिकम्‌ । मुहुः किरूपो ? यो नंब शोचति न 
शोक करोति | किस्‌ ? पझ्रतीतं गत॑ नष्टयु। कथम्र्‌ ? समेदं वस्तु सुख- 
साधनमासोदिति मनागपीष्ट न चिन्तयतीत्यथें:। पुनरपि किम्त: ? न 
ढंषों न द्वेष्टि त रोषकारी | क्‍्व ? श्रनिष्टसंगे श्रनिष्टमसनोश शनक्ुहरस्त- 
संपातादिक तस्य सड्भूः सम्बन्धस्तस्मिन । पुनः कीहशो ? यो न नव कलुष- 
सति: न थे नंव भवति कलुषमति: कश्मलज्ञानः पराभिद्रोहवल्चनाभिभ्व- 
दुःखोत्पादनपरिणामो नेत्यथं: । मृहुः कीहक्षों ? यो नाप्यमावाभिलाषी 
नेबाभावमविद्यमानसभिलयति वाडुछति पअ्सदर्थाभिलाघचुकों न। भूयः 
कोहक ? सायासूराड्रशोभामदसदनकथालोकयात्रातिगश्त परवशछानात्मिका 


१. वाण्यमबामिलापी त० २. किमर्थः ख० । 


६६ प्रध्यात्म तरड्जिणी 


भस्मिर्साया, परगुरणासहिष्णतया वचनेन परदोधोद्भावनससूयथा, प्रंगं 
शरीर तस्थय शोभा संस्कारः, मदा श्रष्टो, ज्ञानकुलेश्वयंजातिसपर्यातपोवपु- 
रूपारिंग सदा: | मदनों मारः तस्य कामोद्रेककारिवचनप्रवन्धकथनम्‌ । लोको 
नरनारीरूपस्तस्य यात्रा जनानां समृह:, एतेषां हन्द्रेनातिगच्छति क्रामति । 
यः एतान्‌ परिहृत्य स्वरूपे वत्तंत इत्यथं:। अप्रियाहियिषकण्टकारात्यायु- 
धवाधाचंधुर्य: तत्कथं मे न स्यथादिति संकल्पश्चिन्ताप्रबन्ध: प्रथममातें- 
ध्यानं तथा मनोज्षप्रसड़डः खगडूनागोशीषंगा डू यादि मम भूयादिति स्पृत्य- 
भ्यावृत्तिद्वितीयार्ततानुष्यानमू। वातपित्तपीनसोत्पन्नाक्षिकुक्षिक्षुपादिजनित- 
तोब्रबेदनानाशों मम कदा भविष्यतीति मुहुम्‌ंहुराध्यानं तृतीयात्तेध्यानं, 
भोगाकांक्षातुरस्पानागतविषयप्राप्ति प्रति मतः प्ररितधानं संकल्पश्चिन्ता- 
प्रबन्धस्तुरोयात्तंध्यानम्‌ । एतद्दुर््यानं विधय बच्चनान्यदोषो->द्भावनहारी रा- 
लजूगरस्मयस्मराष्यानजनयात्रादिव्यवहाररहितोी योगीश्वरः सदझ्भूध्य- 
स्तबनगिरागोचर इति निर्रीतार्थवुत्ततात्पर्याथं: ॥२०॥॥ 

ग्रागे जो इप्ट और शनिष्ट वस्तुओं की आशा छोड़ कर 
आतंध्यान का त्याग करता है वह योगी ही स्तुति करने के 
योग्य है, यह बतलाते हैं--- 

जो अप्राप्त इप्ट पदार्थे की इच्छा नहीं करता, जो विद्य- 
मान कमण्डलु तथा मयूरपिच्छ आदि में ममता नहीं करता, जो 
नष्ट हुए पदार्थ का शोक नही करता, जो अ्रनिष्ट पदार्थ के समा- 
गम में द्वेष नहीं करता, कलुषित बुद्धि नही होता और न उसके 
ग्रभाव की इच्छा ही करता है, जो माया असूया शरीर की 
सजावट, अहंकार तथा काम-वर्धक कथा और लोकयात्रा से 
परे है--रहित है। इस प्रकार तियंञ्चगतिरूप फल को देने 
वाले आरतंध्यान का त्याग करता है वह योगी ही तुम सब का 
स्तुत्य है--तुम सबके द्वारा स्तुति करने के योग्य है ।' 


भ्रध्यात्म तरस्िणी ६७ 


विशेषार्थ--आरतंध्यान के भ्रनेक प्रकार हैं--कभी यह 
प्राणी, जो पदार्थ अपने लिये प्राप्त नहीं हैं उन्हें प्राप्त करने के 
लिये लालायित रहता है, कभी पास में रखे हुए उत्तम 
कमराडलु, पिछी आदि के विषय में ऐसा विचार करता है कि ये 
सदा ही मेरे पास रहे ञ्राव । कभी इष्ट शिष्य आदि का वियोग 
होने पर दुखी होने लगता है। कभो श्रनिष्ट पदार्थों का समागम 
होने पर ढ्वेंघ करने लगता है, निरन्तर अ्रपने परिणाम कलुषित 
रखता है, और उसका समागम दूर होने की अभ्रभिलाषा रखता 
है) अन्य पुरुष को धोखा देने की परिणति को माया कहते 
हैं। दूसरे के मुणा सहन न कर सकने के कारणा वचनों द्वारा 
उसके दोषों को प्रकट करना असूथा कहलाती है । शरीर को तेल 
ग्रादि के मर्देन से चमकीला आ्रादि रखने की भावना को शरीर- 
शोभा कहते हैं । अपने आपको बड़ा और दूमरे को छोटा सम- 
भने की भावना रखना मद है। यह ज्ञान, कुल, ऐश्वर्य, जाति, पूजा 
तपश्चरण, शरीर और सौन्दय के भेद से श्राठ प्रकार का होता 
है । काम को उत्तेजित करने वाली कथा को मदनकथा कहते 
हैं। नर और नारी के समृह को लोक कहते हैं । इनके साथ राग 
पू्वेक उठना-वंठना चलना-फिरना वार्तालाप आदि करना लोक- 
यात्रा कहलाती है। इन माया, असूया आदिरूप परिणामों से 
निरन्तर आआ्रार्तेध्यान पुष्ट होता रहता है। आतंध्यान का फल 
तियंज्च गति में जन्म लेना है, इसलिये जो ऊपर कहे हुए भाते- 
ध्यान के समस्त प्रकारों से दूर हो चुका है वह योगी ही वास्त- 
विक योगी है और वही तुम सबकी स्तुति का पात्र है ॥२०॥॥ 


द्८ झध्यात्म तरज्िणी 


इृदानों द्वितीयाशुभध्यानं किभेदं, किस्वसादबं, कुतोभवति, किफलप्रदं, 
किसंशमिति विदितवेश्येन वावदूकेन प्रतिपाद्येतावेदिता इब विभुक्ताते रोब्- 
एवानूचानः सूब्यात्मनां प्रीतिनिसित भवतोति बदन्तो विदास्बरा 
दिगम्धराचायंवर्या येषासित्यादि जगुः--- 


येषां हिसां न सत्त्वे क्वचिदषि वचसां येषु नाइसत्यभावों 
येधां चित्त न वित्ते परवति निजके येघषु रक्षा न चाजड़ । 
ध्यानाथे रोद्रसंज्ादुपरतमतयः श्वश्नवेशाचिदूरा- 
द्रोषद्रेषप्रमोषाग्रहविधिधिधुर।: प्रीतये सन्‍्तु ते वः ॥२१॥ 


सन्‍्तु भवन्तु । के ? ते मुनिनायका. ॥ कस्ये ? प्रीतये हर्षोत्कर्षाय । 
केघास्‌ ? वो युष्माकम्‌ रत्नत्रयालंकृतोत्तमभव्यसस्वानाम्‌ । येषां किम ? 
ने भवति । का ? हिसा हिंसने । कक्‍्य ? सत्तखे प्रारिनि। पुनः किस 
येचु न। कः ? पझसत्यभावः असत्यत्वं सिध्याप्रलपितमित्यथें: । करथ्थ॑ ? 
कवचिदपि कस्मिश्चिदपि । केषां ? बचसां वचनानास्‌ | भूयः किसु ? येवां 
न चित्त न चेतः । कस्मिन्‌ ? बित्ते द्रव्ये । किभूते ? परवि अ्रनात्मीये । 
मुह: किम ? येवु न । का ? रक्षा रक्षणं प्रतिपालनसिति यावत्‌ । क्‍्य ? 
झंगे बपुष्पपि । किभते ? निजके स्वकोये । किविशिष्टाः: ? उपरतमतयः 
उपरता निषृत्ता सतिबुंद्धियेषां ते व्यावृत्तचित्ता: । कस्मात्‌ ? ध्यानाद वारं- 
बारमनुस्मरणात्‌ । किसाख्यात्‌ ? रोद्रसंजशात्‌ रुद्र: क्ररादशयस्तस्थ भाव: करे 
वा तत्र भर्व वा रोदं, संशानिधानं तद्‌ बिद्यते बस्य तत्‌ तस्मात्‌ । कथ- 
सेनसपका रकारिएं कालता कृतकार्य करिष्यासि सर्वस्वापहारिशं कार- 
प्रिष्यासि, बन्धयिष्यामोति परिणामप्रवाहपरादित्य्थं:। किभतातू ? 
श्वञ्ञ वेशायिदूरात्‌ श्वश्न रत्नप्रभादिषु सीमन्ताशुत्पत्तिस्थानं तत्र वेश: 
प्रवेश: तस्पाजिदृरं लिकठं तस्मात्‌ु नरकविवरनारकप्ररोहवोजादित्य्: + 
भूयः किभूता: ? रोषदूषप्रमोषाग्रहविधिविधुरा: रोधो हिसन हंषोष्प्रीतिः 
प्रसोषश्चो रसास्‌, ऐतेषां इन्द्स्तेष्याप्रहोधत्यासक्तिस्तस्प विधिविधोयत इति 


अध्यात्म तरज्लिणी ६९ 


विधि: कार्यकर्तष्यतेत्यर्थं:। तेन विधुरा रहितासते शंसनाक्रोशनस्तेनासन्स- 
कार्यहीना इत्पर्थ:। हिसासत्यस्तेयविषयसंरक्षरणेस्थो भवद्ौद्गाहु ध्यान 
चतुर्धाप्यविरतदेशविरतस्वाभिक॑ नरको-दूववियरप्रवेशक मनस्यकृवर्वारथाः 
स्वगरी रशरारूएपामप्यद रारबो5सारसंसारसागरोसररासेतु बन्धस दृष्या ना - 
घीनध्तिषराध्यानिन: सद्धूव्यभविनां प्रसयाय भवन्त्वितिबम्भरितवृत्त- 
संहत्यर्थ: ॥२१॥ 

आगे रोद्रध्यान के प्रकार बतलाते हुए उससे विरत रहने 
वाले योगीश्वर तुम सबकी प्रसन्‍्तता के लिये हों, यह बतलाते हैं- 


जिनके किसी भी प्राणी पर हिसा रूप परिणाम नहीं है, 
जिनके बचनों में कभी भी असत्यता नहीं आती, जिनका चित्त 
परकीय धन मे कभी भी नहीं जाता, अपने शरीर में भी जिनकी 
रक्षा करने की बुद्धि नहीं होती, जो नरक प्रवेश के _निकटवर्ती 
अर्थात्‌ शीघत्रता के साथ नरक में प्रवेश कराने वाले रौद्रध्यान 
से सदा दूर रहते हैं, और रोष, द्ेष तथा चोरी आदि रूप परि- 
णामों से रहित है; वे योगीर्वर तुम सबकी प्रीति के लिये हीं--- 
तुम्हारे आत्मानन्द को बढ़ाने वाले हों । 


विशेषा्थ---रोद्र ध्यान भी अ्रनेक प्रकार का है। उसके 
वशीभूत हुआ प्राणी कभी जीवहिसा करता है, कभी असत्य 
बचन बोलता है, कभी पर-धन हरण की आकांक्षा करता है । 
कभी अपने शरीर की रक्षा करने में ब्यग्र रहता है, कभी इच्छा- 
नुकूल परिणमन न होने से पर-पदार्थ में रोष करने लगता है, 
कभी स्वकीय इच्छा का विधात करने वाले पदार्थ में द्वेष करने 
लगता है, और कभी कषाय की उत्कटता से प्रेरित हुआ पर- 


७० प्रध्यात्म तरड्रिणी 


कीय धन तथा स्त्री आदि के भ्रपहरण मे तत्पर रहता है । जीव 
के उक्त परिणाम रौद्रध्यान के परिणाम हैं। इन परिणामों 
से इसका नरक गति में प्रवेश निकट हो जाता है | गश्रतः जो 
मुनिराज रोद्रध्यान के उक्त सभी प्रकारों से विरत हो चुके हैं 
वे ही तुम सबको प्रसन्‍नता के बढ़ाने वाले हों । जो पुरुष सदोष 
रहता है उसकी आत्मा स्वयं अज्ञान्त रहती है और जो स्वयं 
अ्रशान्त रहता है वह दूमरे को शान्‍्त नहीं कर सकता । श्री 
शान्तिनाथ भगवान्‌ का स्तवन करते समय श्रीसमन्तभद्र स्वामी 
ने दूसरे को ज्यान्‍्त बनाने का जो क्रम प्रदर्शित किया है वह 
बहुत ही सुन्दर है--- 
स्वदोषशान्त्यावहितात्मशान्ति: 
शान्तेविधाता शररणं गतानाम्‌ । 
भूयादभवक्‍्लेशभयो पशानन्‍्त्य 
शान्तिजिनों मे भगवान्‌ शरण्य:" ।। 

ग्र्थान्‌ स्वकीय दोषों के शान्त हो जाने से जिन्हें श्रात्म- 
शास्ति प्राप्त हुई है और जो शरणागत जीवों को शान्ति प्रदान 
करने वाले हैं वे श्री शान्तिनाथ भगवान मेरे सांसारिक बेलेशों 
से उत्पन्न होने वाले भयों की शान्ति करने वाले हों । 

इस इलोक में भी आचायंवरयने यही भाव दिखाया है 
कि रोद्रध्यान का प्रभाव होने से जिनकी आत्मा स्वयं शान्त 
हो चुकी है--प्रीति से युक्त हो चुकी है वे तुम सबकी शान्ति 
के लिये हों--तुम्हारी प्रसन्‍नता बढ़ाने वाले हों ॥२१॥ 


सना नीुध-कक-ननत *-ननीननाभन-पीजी- पी सनननाकाकओनन “अ०तनननन वतन की पिला: न >-म--.2.27..-“%#-%--५-.०७-७---.० ०-२० ७-ब.-ल९०२०क--क ७७०... 


१, खयंभूरतोत्रे शान्तिनाथस्तुतिः । 





भ्रध्यात्म तरज्िणी ७१ 


वरविरोधोद रसिधुरोड्ववविध्वंससिग्धुरारिसमाधिविधुदीधितिप्रबन्ध- 
प्रधायोद्तध्वान्तवेध्रयध्या नसोध ' बन्धाधीश्वरोत्तमक्षमादिवशधर्मा मिधान- 
धुरोशाधिषराप्रधाताराध्या: सद्धयानेद्धघनंजयेन कर्मधांसि विभक्षुणा 
ध्य ध्यान विधित्सुनाराधनाविधाने राराधिता: कोहश धम्येध्यानस्वरूप- 
समिति साधकेन ध्वनिता इब धीषनाधीोत्सकलसमयार्था: सूरयों यायात्म्थ- 
मिल्याद्यमिदधु:--- 
याथातयं धम्पंमाहुस्तदिह बहुधियों वस्तुजातेइ्ल सर्वे 
हर्षामर्षाभिषज्अविकलमनसां स्थात्सदालम्बसेषास्‌ । 
तद्ध्यानाधीनधीना: प्रतिगमविगमान्मोहमल लुनन्ति 
तस्मिन्प>चावबोधी परिकलितकले क्वापि तत्त्वे कृतास्था: ॥२२॥ 
ग्राहु: जवन्ति । किम ? धस्यम्‌, धर्मादनपेतस्‌। कि तत्‌ ? यायात्म्य॑ 
यथात्सनो भावः। वस्तुसंजातेः (वस्तुजाते:) बस्तु सामान्यविषयात्मकं 
(सासान्यविशेषात्मकत्‌) उत्पावण्ययश्रौग्ययुक्त॑ सज्जीबजीवादिसामान्य- 
सात्र विशेषनिरपेक्ष सत्तदृग्राहकप्रसाराभावान्नापि विशेषमात्र तबन्निरपेक्षं 
तत एवं। तदुक्तसू-- 
विशेषरहितं किज्ित्सामान्यं नावभासते । 
सामान्यहीनतायां हि विशेषस्तद्वदेव वे ॥ 
नोत्पत्तिमात्रक तत्त्व नाव्ययं व्ययमेव वा । 
स्पात्तादात्म्यमतादात्म्यं भेदाभेदोपवर्स नात्‌ । 
न पर्याय: एथरदव्यं न पर्याया विनान्वय: । 
द्वा्यामभिन्‍नभुतं ले भाव॑ भावविदों विदुः ॥ 
तस्य जातिः सामान्य द्विविध तियंग्ध्व॑ताभेदातू । चेतनस्याचेतनस्य 
द्रव्यस्थ स्वसामान्यमपरित्यजतो निमित्तवश्यादुवान्तरावष्तिकोत्पादत 
भुत्पादों सृत्पिण्डस्थ घटपर्यायबतु । तथा पृर्वभावविगमनं व्ययो यथा 


१. सोवन्धाधीश्वरोत्तम्‌ ख० । 





७२ अध्यात्म तरज्धिणी 


घटोत्पसो मृत्पिण्डाकृते:। प्रनादिषपारिणासिकस्वभावेन व्ययोदयासाबा- 
दूध वति स्थिरोभवतीति ध्रुवस्तस्य भाव: कर्म वा श्रौव्यं यथा पिष्डघटाश- 
बसस्‍्थासु मृदाद्यययवाः, ते, तर्यक्तं सदिति नेष दोषो5भेदेषपि कथश्खित्संशा- 
संख्यादिरकपभेदनयापेक्षया युक्त शब्दों हृष्टो । यथारूपयुक्तो घट इति तथा 
सति तेषाम विनाभावात्स व्यपदेशों युक्तः:। समाधिवचनों वा युक्‍तशब्द: । 
युक्त: समाहितस्तवात्मक इत्यर्थ:। उत्पादव्यययुकक्‍तं सद्‌ उत्पावव्ययक्रो- 
व्यात्मकमिति यावत्‌ । एतदुक्‍त भवति, उत्पादादीनि द्रव्पस्थ लक्षरपानि । 
द्रव्यं लक्ष्यं तत्र पर्यायाथिकनयापेक्षया परस्परतो द्रव्याच्चार्थान्तरभावों, 
द्रव्याथिकनयापेक्षया व्यतिरेकानुपलब्धिरनर्थान्तरभाव इति लक्ष्यलक्षण- 
भावसिद्धिरविरुद्धा धोमज़िरवबोद्धव्येति सिद्धा वस्तुजातिस्तस्थ। के ? 
बहुधिय: प्रचुरबुद्धयः । स्थाद भवेत्‌ । किस ? आलम्बसु भ्रशक्षयरतस्‌ । कि 
तद्‌ ? याथात्म्यम्‌ । पुनः किभतं ? सर्व स्वरूप पररूपडचेति ॥। क्‍्य ? इह 
समये । केषास्‌ ? एपां ' संबंधीधनानाम (2) । किभतानास्‌ ? हर्षामर्षा- 
भिषद्भप्रविकलसनसां हर्ष इष्ठे बस्तुनि प्रेमोत्कर्ष:, श्रमर्षों द्ेघः, कालुध्य॑ 
कल्सथ क्लुषघत्वमनयोईन्द्वस्तपोरभिषद्धः सम्बन्धस्तेन दिकल शस्यं सन- 
श्चि् येषां तेषाम्‌ । लुनन्ति छिन्दन्ति। किस ? सोहसुलस “्रहं कुदेंपहू कुर्चे 
इत्यहछूरों मोहः स व हिविधो दर्शनसोहश्चारित्रसोहश्च । तत्र सम्य- 
क्स्थ मिथ्यात्वतदुमयभेदात्जिविधो दर्शनमोहः ! स्‌ बन्ध॑ प्रत्येकत्वं गत्वापि 
सत्कमपिक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते । तत्र यस्योवयात्सवंज्षप्रशीत सार्गपराडः - 
मुखस्तत्त्वाथेभ्रद्धाननिरत्युकोी हिताहितपरिश्ञानासमर्थों सिथ्याहृष्िभवर्ति 
तस्मिथ्यात्वम्‌ । तदेव सस्यक्त्व॑ शुभपरिरणामनिरुद्धस्थरसं यदौदासोन्येना- 
वस्थितसात्मानं अदृधान न निरूरणद्धि तद्देदयसानः पुरुष: सम्यस्टृष्टिरभि- 
धोयते । तदेव सिश्यात्वं प्रक्ालनविशेषात्‌ क्षोीणमदशक्तिकोद्रववत्‌ सासि- 
शुद्धस्वरस तदुभयमित्याख्यायते सम्यस्मिध्यात्वभिति यावत्‌। यस्योदया- 
दात्मनोइघंशुद्धमतकोद्रदौ दनोपयोगापादितमिश्रपरिरताम (इब) तदुभया- 


नन-तीनन+-ज बीपीज--नना।+2+न-+-प न ५७७0७ न--नन+-तानी ०9० + क बीनात-3-न 843 4-क्‍क्‍+ तन नलन>२५०-५..-3७५-२०...६६नकेनेत न न रननम-मभम--.33 8.3 पहला ->त-+ 3 न... जम «० (>म क-भ 


१. सम्यस्धीधनानाम्‌ इति पाठः शुद्धः प्रतिमाति । 


अ्रध्यात्म तरज़िणी ७३ 


स्मको भवति परिरणाासः | चारित्रमोहों द्विवित्रः भ्रकषाय-कषायवेदली य- 
भेदात्‌ । ईषदर्थ नअः प्रयोगादोषत्कषायोडकषाय इति अरफषायजेदनोय॑ 
नवविधं हास्पाविभेदात्‌। यस्यथोदयाद्धास्थाविर्भावस्‍तद्धास्यस्‌ । यदुदया- 
हेशादिष्यनौत्सुक्यं सा रति:। श्ररतिस्ताद्विपरीता। यहिपाकाच्छोचन स 
जोक: । ग्रदुदयाघुद्ेगस्तह भयम्‌ ।  तदुदयादात्मनो वोषसंवरणं सा 
जुगुप्ता । यदुवयात्सत्रणं भाव प्रतिषद्चते स स्त्रीवेद: । यस्योदयात्पौस्नान्‌ 
भावानास्कन्दति स पुंवेद: । यदुवयास्तपुंसकभाद प्रतिपद्यतो स नपुंसक- 
येद: । कषायवेदनोयं घोडशविधम्‌ । कुतः ? श्रनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पातू । 
तदथथा, कषायाः: क्रोषमानमायालोभा: । एपवां चत्वारो भेदाः श्रननन्‍्तानु- 
बन्धिनो5प्रत्याख्यानप्रत्यास्थानावरणाः  संज्वलनाश्चेति । प्रनन्तसंसार- 
काररत्वान्मिथ्यादश नमननन्‍्तं तदनुबन्धिनः क्रोधभानसायालो भा: । यदुदया- 
हेशविरतिसंयमासंयमास्यामल्पामपि कत्तु न दक्‍नोति तविदसप्रत्यासख्यान- 
सावुण्वस्तो5प्रत्याख्यानावरणा: क्रोधमानमायालोभा:।_यहुदयाद्विरिति 
कृत्स्नां संयमाणप्यां न शक्‍नोति कत्त ते कुत्स्तं प्रत्याख्यानसावृण्वन्तः 
प्रत्यार्यानावरणा: कोधमानमायालोभाः । समे एकोभावे वर्तन्ते संयेन 
सहावस्थानादेकीभताः ज्वलन्ति संयमो वा ज्वलत्पेषु सत्स्वपीति संज्वलनाः 
ऋोधमानमायालो भास्त एते समुदिताः घोडश कषाया भवन्‍्तीति व्याख्यात: 
सब्स्तिरो द्विविधोषपि मोहस्तस्थ मूल कारण मिथ्यात्वाविरतिप्रमावकधाय- 
शोगरूपस्‌ । तत्त्वार्थाश्रद्धानं मिव्यात्वम्‌। मनोशामनोशविधयव्यावृत्ति- 
विरतिस्तद्विपरीताएईविरिति: । वयावमरत्नत्रयकुदलेप्वनादरो बिकथाकषा- 
येख्द्रियनिद्राप्ररायाकुशलेष्वादर: प्रसाद: । सत्यासत्योभयातुभयमनोवचन- 
कायस्वभावो योग: । के ? तदृध्यानाधीनधीनाः धर्म्यध्यानायसमनसः । 
गुनः किभृताः ? कृतास्था: कृतव्यवस्था: । क्य ? तस्सिन्‌ प्रसिद्धे । क्वापि 
तत्वे कस्मिश्चिदपि चेतनाचेतनस्वभावजीवाजीवालबादी । किभूते ? 
य्चाववोधोपरिकलितकले परश्नानामदबोधानां समाहारः पश्चावबोधी तया 
शरिकलिता ज्ञाता कला पर्यायों यस्य तस्मिन। के ते पक्कावबोधाः ? सलि- 


७४ अ्रध्यात्म तरज्िणी 


अतावधिमन: पर्यपकेवलावबोधा: तत्रावबोधदब्द: प्रत्येकमभिसम्बन्ध- 
नीयः। इन्द्रियंमनंनंसा च यथास्व॒सर्थान्मन्यतेपघनया मनुते मननमात्र वा 
सतिः । तवावर एक्षयोपद्यमे सति निरूप्यमाणं श्रूयत्ते तच्छणोति श्रबर- 
मात्र था भ्रुतम्‌ । प्रवाग्मना (प्रवाग्घाना) दवच्छिन्नविषयत्वाद्यावधिः ॥ 
परकीयमनोगतो5ष्य सन इत्यभिधीयते साहचर्यात्तस्य पर्ययणं परिणमर्न 
सनःपर्य य: | मतिज्ञानप्रसड्भः इति चेतु ? न, प्रपेक्षामात्रत्वात्‌ । क्षयोप- 
शमशक्तिमात्रविजम्भितं तत्केवल स्वपरमनोभिष्येपदिश्यले । यथाश्ञ- 
न्द्रससं पश्येति । बाह्य नाभ्यन्तरेरा च तपसा यदर्थेमविनः केवन्ते सेवन्ले 
तत्केवतलमसहायमिति चेति पश्च्ावबोधा: । कुतः ? प्रतिगमविगमात्‌ु चला- 
चलस्वभावविनाशात्‌ स्थिरोभ्तादित्यथे:। ग्रात्मानात्मादिसत्सामान्यं यथा- 
वदवबोधो धम्यंमिति ध्वनन्ति ध्यानवितायका: । ते च हर्षोत्कर्षाश्लधकथ: 
सकलालम्बनबोधजुषो विज्ञानपश्चकज्ञातवस्तुपर्याये कृतव्यवस्था: धम्मे- 
ध्यानप्रवलवलालमूलोन्सूलितकर्म्मानोकहकक्षा भवन्तीति दंध्वनितवृत्त- 
तात्पर्यार्थ: ॥२२॥॥ 

ग्रागे धम्मं ध्मान का स्वरूप और उसका फल बतलाते हैं- 

'सामान्य-विशेषात्मक वस्तु का जो स्वरूप है उसे प्रचुर 
ज्ञान के धारक महर्षि धर्म्म कहते हैं । यह धम्म ही--स्वकीय 
परकोय वस्तु का यथार्थ स्वरूप ही--हषे श्ौर विषाद के सम्बन्ध 
से रहित मन वाले सम्यग्ज्ञानी पुरुषों का समीचीन झ्ालम्बन 
है--ध्यान का विषय है। जिनका चित्त धम्यंध्यान के अधीन 
है भौर जो मतिज्ञानादि पजञ्चविधज्ञान के द्वारा जिसका 
सूक्ष्म स्वरूप जाना जाता है ऐसे किसी भी स्वतत्त्व अथवा पर 
तत्त्व में आस्था करने वाले हैं ऐसे महापुरुष बाधक कारणों का 
अभाव हो जाने से मोहनीय कर्म का मूलच्छेद करते हैं--- 
उसका समूल विनाश करते हैं ।' 


भ्रष्यात्म तरज्िणी ७५ 


विशेषार्थ--जिसमें परस्पर विरोधी अनेक ग्रुणा निवास 
करते हैं उसे वस्तु कहते हैं । यह वस्तु सामानन्‍्य-विशेषात्मक 
हैं । द्रव्य को सामान्य कहते हैं और पर्याय को विशेष कहते 
हैं। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो द्रव्य भौर 
पर्याय--दोनों की अपेक्षा से रहित होकर स्व॒तन्त्र रूप से अपना 
भ्रस्तित्व रखता हो । यह सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ ही सत्‌ 
कहलाता है | यह सत्‌ उत्पाद, व्यय, और श्रौव्य रूप होता है। 
किसी द्रव्य की नूतन पर्याय के प्रकट होने को उत्पाद और 
पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कहते है । पूर्व श्रौर पर पर्याय 
में जो अन्वय बना रहता है उसे श्रौव्य कहते हैं । भौव्य; 
सामान्य अथवा द्रव्य रूप है। तथा उत्पाद और व्यय विशेष 
ग्रथवा पर्याय रूप हैं। इस प्रकार वस्तु का जो वास्तविक 
स्वरूप है वह धम्यं कहलाता है। इस धरम्यं का ध्यान करना 
धम्यंध्यान है। जब तक मोह की प्रचुरता रहती है तब तक 
इष्टानिष्ट पदार्थों के संपर्क से हर्ष विषाद उत्पन्न होता रहता है 
परन्तु जसे-जेसे मोह की मन्दता होती जाती है वंसे-वेसे ही 
इष्टानिष्ट पदार्थों के संपर्क से ह्ष-विषाद कम होता जाता है 
और अन्त में एकदम सम अ्रवस्था--माध्यस्थभाव प्रकट हो 
जाता है। इस प्रकार मोह की मन्दता के कारण जिनके मत 
से हषष-विषाद दोनों ही नष्ट हो गये हैं ऐसे महापुरुषों के 
स्‍्वतत्त्व अथवा परतत्त्त्र का वास्तबिक स्वरूप ही ध्यान का 
विषय रह जाता है । ऐसे जीव अपने उपयोग की स्थिरता के 
कारण किसी भी पदार्थ में स्थिर चित्त हो जाते हैं और प्रति- 


७६ अ्रध्यात्म तरज्िणी 


बन्धक कारणों का अभाव हो जाने से मोह के मूल स्वरूप 
मिथ्यात्व, सम्यझुमिथ्यात्व अथवा सम्यक्त्व प्रकृति का उच्छेद 
कर देते हैं प्रर्थात्‌ सम्यग्दशन की बाधक मिथ्यात्वादि प्रकृतियों 
का अभ्रभाव कर क्षायिक सम्यग्हप्टि बन जाते है। धर्म्यध्यान 
चतुर्थ गुगस्थानों से लेकर सप्तम गरुणस्थान तक होता है । 
इन गुणस्थानों में से किसी भी गुणस्थान में द्शत मोह का मूल- 
च्छेद कर यह जीव क्षायिक सम्यग्हृष्टि बन जाता है। यदि 
कारगा वग कुछ न्यूनता रहती है तो द्वितीयोपणम सम्यग्हष्टि 
हो जाता है और इस प्रकार श्रेणयारोहण करने के लिये तत्पर 
हो जाता है ॥२२॥ 

चतुरम्मोधिरोधोधराधराधित्यका_ काननानोकहस्कन्धस ब्िषण्णना- 
गाड़नागानपतड्भगो विकसितकीतिपुण्डरीकोत्तंसितसलिलसुरसोमन्तिनी- 
सार्था: सरयो(सूरयो)5घुना चतुर्विधधम्पंध्याननभिदधाना श्रागेत्यादि 
दंध्यनन्ति--- 
श्राज्ञा सवज्वाणी निजवृज्िनजयोपायचिण्ता त्वपाय: 
कर्मोद्रेको विपाकस्त्रिभुवनरचना5४लम्बि संस्थानमुक्तम्‌ । 
ततन्रायं स्थाद्रिविको विचय इह ततो योगिनः स्युः कदाचित्‌ 
नाकस्त्रोनेत्रनोलोत्पलबनसुहृदः कर्मं-पाशच्छिदों वा ॥२३॥ 

स्पुर्भवेयु:। के ? योगिनों ध्यानितः | कथम्‌ ? कदाचित्‌ कस्मिश्चि- 
त्काले। किभूताः ? नाकस्‍्त्रीनेत्रनोलोत्पलवनसुहृदः । नाको छौस्तत्र स्त्रियः 
वेबबनितास्तासां नेत्रारिी लोचनानि तान्येब नौलोत्पलानीन्दीवरारि तेषां 
वन सम्हस्तस्थ सुहूदों मित्राः स्वर्गाज्नानयननीलोत्पलकाननजिकास- 
कोौमुदीचन्द्रा इत्यं:। भ्रथ कम्मंपाशच्छिदों वा कर्म्मारि। शानावरणा- 
वीनि तान्येब पाशा बन्धनानि तान छिन्दन्ति ते कम्मोच्छेराउुच्छलदतुच्छा- 


भध्यात्म तरज्िणी ७७ 


उछाविच्छिन्नसंवेदनाशात्मकमोक्षा था। कक्‍्य ? इृह जगति । कस्मावू ? ततो 
घम्मंध्यानात्‌ । तत्किसंस्थमु ? चतुविकल्पं । केनोल्लेखेन ? झ्ाशाविच्यो- 
अइपायविचयो विपाकविचयः संस्थानविचयश्वेति । तज्न केयमाज्ञा कश्चासो 
तद्दचिचय इति ? भवति। का ? प्राज्ञा सर्वक्षयारी जिनभारतौत्यर्थ: । कोष्य- 
मपायो / भवति । कः ? अ्रपाय:। का ? निजवुजिनजयोपायचिन्ता नि- 
जानि स्वकीयानि वजिनानि कर्म्मारि' तेषां जय. पराजयस्तस्योपाय: प्राप्त्यु 
पाय: तस्य चिन्तनमाध्यानं स तथा स्थात्‌ 4 को विपाकः ? कः कर्सद्रिकः 
कम्म णामुद्रंकी5नु भवस्तथोक्त । कथितम्‌ । कि ? संस्थानम्‌ । किभूतस्‌ ? 
त्रिभुवतरचनालम्बि ऊर्ध्वाधोमध्यभेदभिन्नत्रिभुवनाकाराश्रयीत्यर्थ: । तत्र 
को5पंविचय:, स्यात्‌ ? को5यं ? विचयो विचयनं विवेको विचारणा। एततू 
सम्यक्परोक्षेति यावत्‌ ।॥ तथ्या उपदेष्ट्रभावान्मन्दबुद्धित्वात्कामों दयत्वातु 
सुक््मत्वाच्च पदार्थानां हेतुदृष्टास्तोपरमे सर्वज्ञप्रशोतमागर्म प्रमारीकृत्ये- 
त्यमेवेद नानयथावाक्नों जिना इति गहनपदा्ेश्रद्धानादर्थावधारणमाज्ञा- 
विचय: । श्रथवा स्वयं विदितपदाथ्ंतत्त्वस्थ सतः पर प्रतिपिपादयिषो: 
स्वसिद्धान्तावरोधे न तत्त्वसमर्थनार्थस्तर्क नयप्रमाणयो जनपरः स्मृतिसमन्बा- 
हारः सर्वज्ञाशाप्रकाशनाथेत्वादाज्ञाविचयः | जांत्यन्धवन्मिथ्याहृष्टय: सर्वेज्ष- 
प्रशोतसार्गाद्विमुखा: सोख्याथिनः: सम्यभ्सार्गापरिज्ञानात्सुद्रमेवापयन्तीति 
सन्‍्मार्गापायविचिन्तनसपायविचय: । अश्रथवा सिथ्यावर्शनज्ञानचरिशरेम्यः 
कथ नाशो में प्रारिणनोध्पेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोष्पायविचय: । कर्मरां 
शानावररादोीनां द्रब्यक्षेत्रकालभवभावप्रत्यथ फलानुभवन प्रति प्ररिषषानं 
विपाकविचय: । लोकसंस्थानविचयाय स्मृतिसमन्वाहार: संस्थानविच्यः । 
उत्तमक्षमाविस्वभावं दशविकल्पधम्मंमुक्त तत्सबंसपि चतुर्धा भवतीत्यथ- 
सेयम्‌ । धम्मंध्यानानुध्यानाज्य केचन योगिनों निलिस्पवनिताववनफुसुद- 
वनोल्‍लासदारदिन्दवः सम्पनो पद्चन्ते । भ्परे पुनः निखिलकर्मबन्धविध्वस्त- 
सन्तानका: शुद्धात्मस्वभावं मोक्ष प्राप्नुबन्तीति प्रतिपादिलवृत्ततात्पर्यर्थ: 
परदे 


छ अध्यात्म तरज़िंणी 


ग्रागे धर्म्यध्यान के भेद और उसके फल का निरूपण 
करते हैं-- 

'सर्वज्ञ भगवान्‌ की वाणी को आज्ञा कहते है। अपने पापों 
के जीतने वाले उपायों का ध्यान करना अपाय कहलाता है । 
ज्ञानावरणादि कर्मों के उदय को विपाक कहते हैं और तीन लोक 
की रचना का आलम्बन करना संस्थान कहा गया है। इन 
आ्राज्ञा आदि के विषय में ध्यानी मनुप्य का जो विवेक है वह 
क्रमश. आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थान 
विचय कहलाता है। इस ध्यान के धारण करने वाले योगी, 
कदाचित्‌ देवा ड्भनाश्रों के नेत्र रूपी नील कमलों के बन को विक- 
सित करने वाले चन्द्र होते हैं अथवा कमंरूपी पाश छेदने वाले- 
सिद्ध हो जाते है ।' 

विशेषार्थ--वीतराग सर्वज्ञ देव ने पदार्थ का जैसा निरू- 
परा किया है वह वसा ही है इस प्रकार जेनेश्वरी वाणी को 
आज्ञा रूप मानते हुए उसका निरन्तर चिन्तन करना आज्ञा- 
विचय धम्यंध्यान है। मैं स्वाजित पाप के प्रभाव से ही चतु- 
गति रूप संसार में नाना दुःख उठा रहा हैँ इन पापों को किस 
प्रकार जीत सकूगा इत्यादि विचार करना सो अपाय-विचय 
धम्यंध्यान है। ज्ञानावरणादि ग्राठ मूल कर्मों का तथा मति- 
ज्ञानावरणादि एक सौ भअ्रड़तालीस उत्तर कर्मों के उदय का--- 
फल का चिन्तवन करना विपाक-विचय है और तीन लोक 
अथवा उसके अंगशभ्ूत किसी द्वीप, समुद्र, पर्वत आदि के आकार 
का चिन्तवन करना सो संस्थान-विचय धम्येध्यान है । इन 


प्रध्याष्म तराज्िणी ७६ 


ध्यानों को धारण करने वाला मनुष्य यदि उपशम श्रेणी 
माढ़कर अष्टमादि गुरास्थानों में शुक्लध्यान के प्रथम भेद का 
चिन्तन करता हुआ मरण करता है तो स्वर्ग में देव होता है । 
वहाँ अपने शरीर की सहज सुन्दरता के द्वारा देवांगनाओ्रों के 
नेत्ररूपी नील कमलों के समूह को चन्द्रमा के समान विकसित 
कर देता है और यदि सप्तम गुणस्थान में क्षायिक सम्यग्हष्टि 
हो, क्षपक श्रेणी माढ़ कर श्रष्टमादि ग्ुणस्थानों में शुक्लध्यान 
के प्रथम भेद का चिन्तन करता है तो दशवें गुणस्थान के अन्त 
में समस्त मोहनीय कर्म का क्षय कर बारहवें क्षीणमोह गुण- 
स्थान में पहुंच जाता है। वहां अन्तमुह्॒त रुक कर शुक्लध्यान 
के द्वितीय भेद का चिन्तन करता हुआ अवशिष्ट तीन घातियां 
कर्मों का क्षय कर केवलज्ञानी बन जाता है। वहां कम-से-कम 
अन्तर्मूहर्त और अधिक-से-ग्रधिक देशोन कोटि वर्ष प्रमाण रुक 
कर शुकक्‍लध्यान के ठृतीय भेद के प्रभाव से असंख्य गुरगी 
निजेरा करता हुआ चोदहवं गुणस्थान में प्रवेश करता है और 
वहां लघु अन्तमुंह॒र्ते में ही शुक्ल ध्यान के चतुर्थ भेद के प्रभाव 
से अधातिया कर्मों की अ्वशिष्ट 5८५ प्रकृतियों का क्षय कर 
मुक्त हो जाता है। इस प्रकार धम्यंध्यान का साक्षात्‌ फल 
स्वर्ग की प्राप्ति करना है और परम्परा से मोक्ष की प्राप्ति 
करना है ॥२३॥। 


झथधुना चतुविधषस्मंध्यानामभ्यसनस्थिरीकृतासनोी मन्दीभतोच्छवास- 
निःश्यासप्रचार: शुक्लध्यानोपयोगवानू थोगी भवतोति बस्भरान्ति 
आरत्यस्वुवाहिनोवारिक्नोडाकरीन्धाः स्रणो धम्भंध्यानेत्मादिता-- 


८० भ्रध्यात्म तरड्िणी 


*धस्मेध्याने प्रबन्धाम्यसनसमधिक ' स्थर्येलब्धावतारे 
प्राणायामोम्येबाधा5पसनजयहूदयस्थानविज्ञानसारे । 
द्विःखोतोबाहिसर्वा5०शयह्मनसमासस्नसं सा रपारे 
सिद्धविचित्तप्रचारें (रे) भेवति कृतमतिः शुक्लयो गोपचारे ॥॥२३॥॥ 

भवति संपद्यते। कः ? कृतसतिः पुण्यश्ञान: । किभूतः ? सिद्ध: 
कृतकृत्यः साधितसाध्यार्थ: । क्‍व ? शुक्लयोगोपचारे । शुक्ल: कश्मलभाव- 
रहितो योगो ध्यान तत्रोपचारः प्रवतेन तस्मित्‌ । कस्मिन्‌ सति ? चित्त- 
प्रखारे मनःप्रचरण । किभते ? घर्मध्याने प्रबन्धास्यसनससघधिकतस्थयें- 
लब्धावतारे धस्यंध्याने। शुक्ल (धर्म्मंमुक्त) लक्षरं तत्र प्रबन्ध: सात- 
त्वेनाम्पसन मुह हु: प्रवर्ततं तेन समधिकमुत्कटं तक्ष्च स्थर्य॑ स्थिरत्ब 
तस्य लब्धः प्राप्ता (प्राप्तो$) वतारोपबतररणं (यस्मिन) तस्मिन । पुनः 
किसते? प्राणायामोम्यंबाधासनजयहूदयस्थानविज्ञा नसारे प्रार्ा उच्छवास- 
निःश्वासादय: ते. कृत श्रायामः खेदः तस्योम्सि: प्राचुर्य तथा बाधा पीछा, 
ग्रासनमासन विशेष: तयोज यः पराजयस्तच्च तत्‌ हृवयस्थानं चर तत्‌ विज्ञान: 
विगतसंशयज्ञानं नानाज्ञानं च तेन सारं सारतरं तस्मिन्‌ । मुहुः किभते ? 
द्िःश्नोतोबाहिस्वाशयशमनसमासन्तसंसारपारे । द्वौ वारौ द्विः । जोतो 
जलप्लव: शुभमशुभं वा वहतीति वाही । सर्च: समस्तः । झ्राशयश्चित्तं 
तस्थ शमनमुपशः सकलक्रियाविराम: तेन समासस्नः सम्यग्‌ निकट: 
संसारस्य पारस्तटस्तस्मिन्‌ । शुभध्यानाम्याससम्पादिताचलस्वरूपे प्राणा- 
सनजयपरचित्तारोपित सदुबोधबन्धुरे पुष्यपापोपयोगिनिखिलक्रियों (क्रिया) 
पगमप्राप्तसंसाराकृपारपारे चेतोविचरणें सकलनिष्ठितार्थ: कृती शुक्ल- 
ध्यानानुध्यानवान्‌ भवतोति निरूपितव॒त्ततात्पर्या्थं: ॥२४॥ 

ग्रागे जो मनुष्य चार प्रकार के धम्मंध्यान का अभ्यास 
करता है वह शुक्ल ध्याव को पाकर कृत्तकृत्य हो जाता है--- 

१. पमध्यानप्रबन्ध त. । २.समविकारथे ख० । 


भ्रध्यात्म तरजड्िणी घर 


यह निरुपणा करते हैं--- 

“निरन्तर के अभ्यास से जिसमें स्थिरता की वृद्धि हो रही 
है, प्राशायाम की परम्परा को प्राप्त होने वाली पीड़ा तथा 
आसन सम्बन्धी दु:ःखों को जीतने वाले हृदय में स्थित विशिष्ट 
ज्ञान ही जिसमें सार रूप है, तथा शुभ अशुभ चित्त की प्रवृत्ति 
को दामन करने के कारण जिसमें संसार का अन्तिम तट 
निकटस्थ हो रहा है, ऐसे धम्यंध्यान में जब चित्त का प्रचार 
होने लगता है तब पवित्र ज्ञान का धारक यह कुशल मानव 
शुक्लध्यान धारण करने में कृतकृत्य हो जाता है । 

विशेषा्थ---यद्यपि इस जीव का चित्त आत्तें-रौद्र ध्यान में 
ग्रधिक प्रवृत्त होता है और धम्येध्यान में कम । तो भी जब 
धर्म्मध्यान का बार-बार अभ्यास करता है तब उसमें भी चित्त 
ग्रधिक काल तक स्थिर रहने लगता है। ध्यान के समय 
इवासोच्छूवास की गति मन्द पड़ जाती है और एक ही आसन 
से अधिक समय तक बेंठना पड़ता है। इन दोनों से इस जीव 
को कष्ट होता है परन्तु इसका हृदय उक्त दोनों कष्टों को 
बड़ी हृढ़ता के साथ जीतता है। इस कष्ट-सहिष्णु प्राणी के 
हृदय में एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान अथवा भेद-विज्ञान 
विद्यमान रहता है जिसके प्रभाव से वह शाश्वत्प्राप्त होने वाले 
कष्ट से कभी व्यग्र नहीं होता है । ध्यान के पूर्व इस जीव की 
मानसिक प्रवृत्ति कभी पुण्य रूप होती थी और कभी पाप रूप, 
परन्तु अब वह उक्त दोनों ही प्रवृत्तियों को श्ान्त कर देता है 
झौर ऐसा करने से उसके ससार रूपी समुद्र का अश्रन्तिम तट 


पर श्रध्यात्म तरज्िणो 


निकटस्थ हो जाता है। यथार्थ में जब तक यह जीव शुभ और 
ग्रशुभ के विकल्‍प में पड़ा रहता है तभी तक इसका ससार 
विद्यमान रहता है परन्तु जब शुभ और अश्युभ का विकल्प 
छोडकर शुद्ध परिगमन करने लगता है तब इसका ससार बहुत 
ही झल्प रह जाता है। यह सव का धरम्यध्यान में होता है 
अतः उक्त धम्यंध्यान मे जिसका चित्त प्रवृत्त होने लगता है। 
वह बड़ा भाग्यग्ञाली है--बड़ा ही बुद्धिमान्‌ है। ऐसा प्राणी 
बुक्‍्लध्यान धारण कर शीघ्र ही कृतक्ृत्य हो जाता है--कमं- 
क्षय कर मुक्त हो जाता है ॥२४॥ 

चतुर्भेदं धरम्यंध्यानं व्यास्याय चतुःप्रकारं शुक्लध्यानं व्याख्यातुकामा 
निखिलाल्‍्यायिकाख्यानकव्याख्यानक्षोएकुक्षय: प्रसंख्यान प्रकाशकुशेशय 
प्रकाशनोष्णरश्मय: सोमदेव सूरयः श्रार्य शुक्लध्यानस्वरूप (पं )निरूपयन्तो 
नानाभावेत्यादि प्रतिपादयन्ति-- 
नानाभावः पृथकत्वं प्रवरचनविषयालोकनार्को वितक: 
संक्रान्तिस्तेत कुर्वन्‌ क्रमविधिवदतो वाचि वाच्ये त्रियोग्याम्‌ । 
वोचारो द्रवा श्राद्यः स्थितमरु मसल: पर्यये वा द्विसागें: । 
कर्मारीणामरीरां स्थितिमनुतनुते स्वगंगो मोक्षणगइच ॥॥२५॥ 

अ्रनुतनुते विस्तारयति । काम्‌ ? स्थिति व्यवस्थितिसू । किभृतास्ु ? 
झरोरामचलां कार्यक्षमासित्यथ्थ: । केषास ? कर्मारोशाम्र कमण्पिवारय- 
स्तेषां वृजिनाराति सन्ततोनाम्‌ । कः ? आाद्यः ? शुक्‍्लः । किविशिष्ट: ? 
द्विसाग्ग: दो मार्गों यस्पासों द्विसार्ग: ईषत्कर्मक्षपरता$क्षपण रूप: । कुतः ? 
स्वर्गंगो मोक्षणों वा स्वर्गापवर्गप्रापको यतो विशेषरमपि हेतुत्वेन हृष्टव्यम्‌ । 
से कः ? प्थक्त्ववितकंवोचार इति । भवति । कि ? प्रथक्त्वं प्थगित्यस्थ 
भाव: । को ? नानाभावों सानात्वसू। श्रथ कोष्यं वितर्कः। विशेषेर 


अध्यात्म तरजड्िणी ष्रे 


तकक॑ एमूहनंभतज्ञानमु 'वितर्क:शरुतम्‌' इत्यभिधानात्‌ । कोपसो ? प्रवचचन- 
विषयालोकनाकर्क: प्रबचचन॑ परसागमस्तस्यविषयस्तेन परिच्छेदों जोबा- 
जीवादिस्तस्पालोकन दहन प्रकाशन ततन्नाकइवावर्कः स्वपरप्रकाशकत्वातू । 
ननु कः किलायस वीचारः, वीचार: संक्रान्ति: परिवर्तन । केन ? तेन 
केन ? प्रवचनविषयालोकनावकेंग । कस्मात्‌ ” क्रमविधिवशतः । क्रम 
(क्रम:) परिपादी, विधोषत इतिविधिः: कार्य तस्थ बशः भ्रायत्तत्वसू 
तस्मातृ । कस्यां ? वाचि व्यक्षने वचन इति यावत्‌ । न केवलं, वाच्ये- 
धध्येयेडथंपर्यायेंड्शे वा। न केवलं, त्रियोग्यां चे, अयारां योगानां समाहार- 
स्त्रियोगी तस्याम्‌ु । योग: कायवचनमनः कर्मलक्षरतः । कमेत्यायुक्त 
प्रावतदिदानीं कथ्यते । द्रव्य बिहाय पर्यायमुर्पति पर्याय त्यकत्वाद्रव्यमिति 
वाच्यसंक्रान्ति:। एक प्रवचनवचनमुपादाय वचनान्तरमवलस्बते तदपि 
विहायान्यदिति बचन संक्रान्तिः । काययोगं त्यक्त्वा योगान्तरं (ग्रवलम्बते 
तदपि त्यक्त्वा) काययोगमिति योगसंक्रान्तिः। एवं परिवर्तनं॑ वीचार 
इत्युच्यते । तदेतत्सामान्यविशेषनिद्धिष्टं चतुविष घरम्य शुक्ल-् । कि कु न ? 
तनुयन्‌ (?) ध्यायन्‌ । कसू्‌ ? श्रणं परमाण॒स्‌ । किभूतस्‌ ? स्थितस्‌ । 
क्य ? द्रव्ये पयंये वा द्रव्यपरमाणुं चिन्तयन्नित्यर्थ: । श्राहितवितककंसास- 
थ्यों5रथेव्यज्ञनं कायवचसी च प्ृथक्त्वेन संक्रान्तापरिप्राप्तश्ुतशाननिष्ठेन 
मनसाप्यपर्थाप्तवालोत्साहवदध्यवस्थितेनानि शितेनापि दास्त्रेण चिरात्तनुं 
छिन्दन्निव मोहप्रकृतीरुपशमयन्‌ । पृथक्त्वधितक्क॑बीचा रध्यानभाग्भवतीति 
व्याख्यातवृत्ततात्पर्यार्थं: ॥२५॥ 


ग्रागे शुक्लध्यान के प्रथम भेद का वर्णेत करते हैं--- 

शुक्लध्यान के प्रथम भेद का नाम पृथक्त्व-वितर्क-विचार 
है जिसका गअ्रवयवार्थ इस प्रकार है। पृथक्त्व का श्रर्थ नाना 
रूपता है, वितके का अर्थ श्रुत है, यह श्रुत परमागम के विषय 
भूत पदार्थ को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान है। विज्ञार 


धो ग्रध्यात्म तरज्धिणी 


का अर्थ संक्रान्ति है, यह संक्रान्ति शब्द, श्र्थ और मन वचन 
काय रूप तीन योगो में क्रमपर्वक परिवतंन से होती है । यह 
शुब्लध्यान निर्मल है, कर्मों का क्षय अथवा उपशम करना ये 
दो इसके मार्ग है-कार्य हैं, यह द्रव्य अथवा पर्यायरूप में अव- 
स्थित परमाणु का ध्यान करता है-उसे अ्रपता विषय बनाता 
है, कम रूप शत्रओों की श्रवल स्थिति करता है-कर्म रूप शत्रुओं 
को आगे बढने स रोकता है और इसके धारण करने वाले 
स्वरगंगामी अश्रथवा मोक्षगामी होते है । 


'विशेषार्थ--शुक्लध्यान का प्रथम भेद आठवें गुण- 
स्थान से लेकर ग्यारहवें ग्ररास्थान तक होता है । 
इन गुरास्थानों में मम वचन और काय में तीनों योग 
विद्यमान रहते हैं तथा दशम गुणस्थान तक संज्वलन 
कषाय का उदय भी रहता है, श्रतः इच्छापूर्वक शब्द भ्रथ और 
योगों में संक्रमण होता रहता है | कभी शब्द का ध्यान करता 
है तो कभी शब्द को छोडकर श्र्थ का ध्यान करने लगता है, 
कभी काय योग का अ्रवलम्बन करता है तो कभी वचन योग 
का और कभी मनोयोग का अवलम्बन करने लगता है। इस 
प्रकार इस ध्यान मे अथे, व्यंजन और योग का संक्रमण जारी 
रहता है। यदि उपशम श्रेणी वाले जीव के यह ध्यान होता 
है तो वह चारित्र मोह का उपशम करता है और क्षपक श्रेर्णी 
वाले जीव के होता है तो वह चारित्र मोह का क्षय करता है । 
इस ध्यान के पहले कर्म रूपी शज्रुश्रों का प्रसार--श्राख्रव 
होता रहता है परन्तु इस ध्यान के होते ही उनका प्रसार रुक 


अध्यात्म तरख्िणी प्‌ 


जाता है । उनका संबर होने लगता है और ग्यारहवें ग्ररास्थान 
में पहुँचते-पहुँचते एक साता वेदनीय को छोड़कर समस्त कमे- 
प्रकृतियों की रोक हो जाती है-उनका संवर हो जाता है । यह 
ध्यान अपने आप में अत्यन्त निमेल होता है और इतना निर्मल 
कि अन्तमु हुते के भीतर ही कमेशिरोमरिंग मोहनीय कर्म को 
क्षीण अथवा उपशान्त कर देता है। यह ध्यान प्रारम्भ में 
समस्त द्वाद धांग और उनमें प्रतिपादित पदार्थों को अपना 
विषय बनाता है परन्तु ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता है त्यों-त्यों 
उसका विषय सृक्ष्म होता जाता है इतना सूक्ष्म कि भ्रन्त में पर- 
माणु ही इसका विषय रह जाता है। परमारु, पुद्गल द्रव्य का 
वह अविभाज्य अंश है कि जिसमें द्रव्य ग्रथवा पर्याय का विकल्‍प 
नहीं किया जा सकता | अत: यहाँ परमाणु को द्रव्य और 
पर्याय दोनों रूप में अवस्थित बतलाया है। इस ध्यान का धारक 
यदि उपशम श्रेणी मे मरण करता है तो स्वर्ग जाता है और 
क्षपकश्रेणी के द्वारा यदि आगे बढ़ता है तो नियम से मोक्ष 
प्राप्त करता है इसमें संदेह नहीं है ।।२५॥ 
सुरासुरसमितिसहितसुरेश्वर संक्षो भकारिभुवनाभवनत्रिकालभाविकथ॑ं- 
चिजद्भधावाभावनित्यानित्येकानेकव्याप्यव्यापिस्वभावभावावभा सिसुक्ष्मासू क्ष्मा - 
न्तरितबस्तुसाक्षात्कारिबोधहक्सुखशकत्यनन्तात्मकात्मरूपावबो धिकेव लझ्ञान- 


स्वभाव सर्वज्ञत्वाविर्भाषि द्वितीय शुकक्‍्लध्यानं व्याचिस्यासवस्निभुवत- 
भव्याम्भोजभानवों धम्मंध्यानाधिनायका गुप्त्याध्ेत्यादि वावदन्ति सुरयः- 


गुप्त्याथः कर्म ' रुदृध्वाइभिपतदुपकचितं कर्म सर्द विधुन्व- 
स्तेकत्वोहा विचारादबजिनविजयिनों वीथिकां गाहमानः । 


न्िलिजत ७४ ---->६३६ॉन_हन्‍ल्‍ॉहलनह हल न्‍ 5 २७१ ५७-.०-५-०-ल्‍--७७+आक्‍कआ> +९-..०-०७-०२--२७-४-०-कनन४७-न ऑन 2 &७--७ै--.-०--२:// ”/॒यौयय * २७७. ७-२२०६०-०२७७-७०-.२०७०७ 


१. रुद्धो--त० । २. त्वेद--त० । 


पद ग्रध्यात्म तरज्िणी 


एक वाएदश्रित्य योगं कमणुमनुसरन्‌ द्रव्यगं भावगं वा 
शुक्ले वापि द्वितोपे भवति जिनपतिर्घात्यधध्वंसनेन ॥२६॥॥ 


भवति सम्पद्यते । कोइ्सौ । जिनपति जिनेन्द्र:। केन घात्यधध्वं पनेन 
झञानदर्शनसुखवीर्यात्सस्वभावंध्नन्तीतिघादीनि तानि अधानि कर्म्मारिण 
ज्ञानावरण दर्शनावरणमोहनीयान्तरायाणि तन्न ज्ञानावरणं पयन्व प्रकार 
मतिश्र तावधिमनपर्येयके वलज्ञानावरणसिति। दर्शनावरणं नवविधं चक्षुर- 
चक्षु रवधिकेवलदर्शनावर शमिति निद्रा निद्वानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्या न 
गद्धिरिति । मोहनीयमष्टाविशतिभेदम्‌ । तहिविध दश्शनमोहनोय॑ चारित्र- 
मोहनोयञचेति । तत्ाद्य त्रिविधं सम्पकत्वमिध्यार्व तदुभयभेंदात्‌ । द्वितीय॑ 
पन्चविद्यति भेदम । तथाहि क्रोधभानमायालोभा: प्रत्येक॑ चतुविकल्पा 
ग्रनन्तानुबन्ध्प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानसंज्बलनरूपा: षोडशकषायाः: तथा नव 
नोकपायाः हास्यरत्यरतिभयशज्ञोकजुग॒प्सास्त्रोपुंतपुंसकवेदा: । अ्रन्तरायं पश्च- 
विध दानलाभभोगोपभोगवीयंभेदात्‌ । तानि तेषां ध्वंसनमध: पातन भर श- 
नमात्सन: पृथककरणासपिति यावत्‌ । तेन, क्‍्य ? द्वितीयशुक्लध्याने एकत्व- 
वितर्कावीचारे । कि कृत्वा । रुद्धवा संवृत्य । भ्रनेन संवराभिधानं कृतम्‌ । 
किम्‌ ? कर्म पोदृगलिक ज्ञानावरणादि । किभूतम्‌ ? अभिपतदश्यासत्रवत 
प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशतां बजदित्यर्थ:। कं: ? गुप्त्यादः गुप्तिराद्रा येषां 
समितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयादी नाम्‌ ॥ यतः संसारकारणादात्मनो गोपनं 
भवति सा गुप्तिः। प्रारिषपी डापरिहारार्थ सम्यगयन समितिः, मनोज्ञे स्थाने 
धत्त इतिधर्म: । सम्पच्छरीरादीनामनित्याशुच्यादिचिन्तनमनुप्रेक्षा: बुभुक्षो- 
दन्यादिवेदनोत्यत्ती कस्मंनिर्ज रा्थ सहन॑ परीषहस्तस्यजयः परीषहजयः। 
अत्रादिशब्दाच्चारित्रप्रतिपत्ति: । एतेषां संवररणाक्तियायां साधकतमत्वात्क- 
रशनिरदेशः । ग्नेनान्ये तीर्यस्नानदीक्षा शीर्षोपहा रदेवता राघनादयों निय- 
सत्ता भवन्ति । रागद्वेषवोहोपात्तस्य कर्म्म णोधन्यथानिवृत्यभावात्‌ । कि 
कुरवेत्‌ । विधुन्कन्‌ क्षिपन्‌ निर्जरेयन्‌ । किस ? कम्सें। किभूतस्‌ ? उप- 
खितम्‌ पुष्ट स्थितिरूपतां नीतम्‌। कस्मात्‌ ? एकत्वोहाबविचारातृ । एकत्वेन 


भ्रध्यात्म तरज्िणी 5७ 


हग्जानचारित्रात्मकात्मद्रव्यस्पोहस्तस्मादवीचा रोष्संक्रान्तिरविचलन तस्मा- 
दृष्यानरूपात्तपस: । नत्रु च तपोः्म्युदयाड्भर शिष्टं वेवेन्द्रादिस्थानप्राप्ति- 
निमित्तत्वाभ्युपगमात्‌ । कथं निर्ज राड् स्थादिति नेष दोष: एकस्याप्यनेक 
कार्यकररणवशंनात्‌ । अग्निवतू, यथाग्निरेकोषपि बिक्लेदनभस्मसाउड्भादादि 
प्रयोजनमुपलभ्यते तथा तपोषः्म्युदयकरमंक्षयहेतुरित्यत्रकोविरोध: ? । पुनः 
किभृतः गाहसानोव्याप्नुवन्‌ । कासू ? वीथिकां सार्गस । किविशिष्टास्‌ ? 
ब॒जिनविजयिनोम्‌ वजिनानि कर्म्मारिय विजयतीत्येबंशीला ताम्‌ । कस्मिन्‌ 
गुणस्थाने कासां कम्मंप्रकृतीनां जय इृति । तत्र चरम शरोरस्यान्यजन्मनि 
सुरतियंक नरकायुषां क्षयः। चतुर्थासंयताचप्रमत्तग्रास्थानास्ते3नन्तानु- 
बन्धिचतुष्क॑ मिथ्यात्वमिश्रसम्क्त्वमिति सप्त प्रकृतयः क्षीथन्ते । प्ननिवृत्ति- 
गुणस्थाने, (षट्त्रिद्वत्‌ प्रकृतथः क्षोयन्ते) तथाह्यनिवृत्तिनंबभागीक्रियते । 
तत्र प्रथमांशे निद्रानिद्राप्रचलाप्रदलास्त्यानगृद्धिश्वश्रगति श्वश्ञगत्यानुपूर्थी 
तियंग्गतितियंग्गत्यानुपृव्बेकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिस्थावरात २ सुक्ष्मासाधार - 
खोद्योतानि जीयन्ते । द्वितीयेष्ष्टो कषाया श्रप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानरूपा: 
क्रोधमानमायालो भा: । वृतीये लपुंसकवेद: । चतुर्थ स्त्रीवेद: | पस्चमे हास्य- 
रत्यरतिभयशोकजग॒प्साषटकस्‌ । ष७्ठे पुंबेदः । सप्तसे संज्वलनक्रोधः । 
ग्रष्टमे साल: । नवमे माया । इति षरट्त्रिशत्प्रकृतयः । सुक्ष्मसाम्परायगुण- 
स्थाने सूक्ष्मोलोभः | क्षीणकषाय गुणस्थाने द्विचरमसमये निद्राप्रचले- 
क्षोयेते । भ्रन्त्यसमये चतुर्दश ज्ञानावरस्पपच्चक दशंनावरणाचतुष्कमन्तराय- 
पद्चकड्चेति । कि कुर्वन्‌ ? भ्रनुसरन्‌ श्रनुगच्छन्‌ । कम्र ? योगम्‌ । कि- 
भूतसम्‌ ? एक वाषि काययोगसेव कर्मयोगमेद वेत्यर्थ:। कि कृत्वा ? 
ग्राश्रित्य संश्रित्य । कस ? श्रणं परमारास | कर्थंभृतसु ? द्र्यगं भावरगं 
वा द्रव्यस्थितं भावस्थित मित्यर्थं:। स एवं पुनः समूलतुल मोहनीयं 
निदिधक्षन्ननन्तगुणविशुद्धियोगमाश्नित्य. बहुतराणां ज्ञानावरणसहायी- 
भृतानां कम्मं प्रकृतोनां सम्बन्ध निरुन्धन्‌ स्थितिनाशक्षयों चर कुर्मेन शआुत- 
ज्ञानोपयोगो निवृत्तार्थव्यअनयोगसंक्रान्तरपि चलितमना: क्वोशकघायों 


द्द अध्यात्म त्तरज्भिणी 


बेड्येमशिरिव निरुफमलेपोध्यात्वा पुननंनिवतंत इत्युक्तम्‌ । एकत्ववितर्क 
शुक्लध्याने निर्दश्धधातिकमेंन्धनप्रज्वलितकेवलज्ञानगभस्तिसण्डलो सेघ- 
पञ्अरनिरोध निर्गेति इब घोरघ्रिदंदीप्यमानों भगवांस्तोर्थंकर इतरो वा 
केवली लोकेश्वराभिगमनोयो5चनीयश्चोक्तकार्येरशयुषः समुहूर्ताश्वर्षोत- 
पृबंकोटों विहरतोति निर्णीतार्थ: ॥२६॥ 

भ्रागे शुक्लध्यान के द्वितीय भेद का स्वरूप और कार्य 
बतलाते है-- 

द्वितीय शुक्लध्यान के होने पर यह जीव आनेवाले नवीन 
कर्म का भृुण्ति आदि के द्वारा संवर करके पूर्व संचित समस्त 
कर्मो की निजंगा करता हुआ आगे बढ़ता है और संक्रांति रहित 
एकत्ववितक के प्रभाव से पाप समृह को जीतने वाली वीथी में 
प्रवेश करता है, वहाँ तीन में से किसी भी एक योग का आश्रय 
कर द्रव्य अ्रथवा भावरूप में अवस्थित परमाणु का ध्यान 
क्रता है और क्षण एक में घातिया कर्म रूप पापों का 
विध्वंस कर जिनेन्द्र बन जाता हैं ।' 

विशेषारथ-द्वितीय शुक्ल ध्यान का नाम एकत्ववितर्क-वीचा र 
है । यह बारहवें गुशस्थान मे प्रकट होता हे इस ध्यान के धारक 
जीवों के मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो चुकता हैं और इसी- 
लिए उनकी इच्छा का अ्रभाव रहता है शब्द अर्थ और योगों 
को सक्रान्ति का प्रमुख कारण इच्छा है। इस ध्यान में 
इच्छा का अभाव है ग्रतः संक्रान्ति का भी अ्रभाव ही है । 
पह व्यान तीन योगो में से किसी भी एक योग के आलम्बन से 
होता है । जिस योग के आलम्बन से प्रारम्भ होता है उसी 


प्रध्यात्म तरज्िणी ८8 


से उसकी समाप्ति भी होती है | बारहवें शुण-स्थान में केवल 
सातावेदनीय कर्म का आख्रव बाकी रह जाता है सो उसे भी 
इस ध्यान का धारक जीव शुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परी- 
षहजय और चारित्र के प्रभाव से उत्तरोत्तर कम करता जाता है। 
जो कर्म पहले से सत्ता में विद्यमान रहते हैं उनकी निजेरा करता 
जाता है और ध्यान रूप सम्यक्‌ तप के प्रभाव से बारहवें गुण- 
स्थान की उपान्त्य तथा अन्तिम अवस्था रूप उस बीथी में 
प्रविष्ट हो जाता है जहां अवशिष्ट तीन घातिया कर्म और नाम 
कर्म की तेरह प्रकृतियों पर विजय प्राप्त की जाती है। वहां 
यह जीव किसी भी एक योग का आलम्बन कर द्रव्य अ्रथवा 
भावरूप से अ्रवस्थित परमाणु का ध्यान करता है--उसी पर 
अपने उपयोग को स्थिर करता है तथा क्षणा एक में समस्त 
घातिया कर्म रूप पाप समृह का विध्वंस कर जिनेद्ध हो जाता 
है । सयोग केवलो जिन कहलाने लगता है ॥२६॥! 
द्वितोयशुक्लध्यानेद्रोद्धुरघ्मध्यजदग्धघातिकम्मेंस्धनस्य प्रबलबलो- 
दघट्टितथनाधनसंघरघर्मांगो रिव सहजकेवलज्ञानज्योति: प्रकाशितनिखिलार्थ- 
सार्थस्थ सार्वस्य भगवतो यज्जायते तदुपदर्शयन्तः परमाचार्याः सा सा 
लब्धिरित्याद्यनुशासति--- 
सा सा लब्धिस्ततो5स्मिन्‌ वपुरतिद्यवच्चातुरस्यथाभिरामं 
श्रीर्बाह्माभ्यन्तरी चादभुतविभवभवा स्वसत्वप्रमोदः । 
झनन्दोउन्यानपेक्षो दुरघविगटनाहेद्यम॒स्ति स्वकारयें 
नो ते सा्वेस्य ' तस्मात्‌ प्रभु न च नियमोः्घेधष्विवान्येषु यस्मात्‌।२७१ 


बजनिनि:-+ २-+ 


१ पैस्या: त० | 


किसी करा. .>++अज गा" पआएय आा' सना जता >निीत डओण 





६० श्रध्यात्म तर्राज्भणी 


भगवति । का ? सा लब्धिः प्रसिद्धा 'नवसंख्या नवलब्धय:” इस्यभि- 
धानातू । कास्ताः: ? ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवोयंसम्यकत्वचारित्र- 
लक्षणाः | तत्र निखिलज्ञानावरणात्यन्तापगसे क्षाथिक केवलज्ञानं, सकल- 
दर्शंदावरणवबिनाशे केबलदर्शन, दानान्तरायस्पाशेषत- क्षयादनस्तप्रारिप- 
गणातुग्रहकर क्षाथिकमभयदानं, लाभान्तरायस्य शेषस्थ निराज्षात्‌ 
(निरासात्‌) परित्यक्तकवलाहारक्रियाणां केवलिनां यत्‌ (यतः) शरीर 
बलाधानहेतवो5्न्यमतुजासाधा रणा: परमशुभाः सूक्ष्मा अनन्ताः प्रतिसमयं 
पुद्गला: सम्बन्धमुप्यान्ति स क्षायिकों लॉभ:। कृत्स्नस्थ भोगान्तराय- 
स्थोन्मुलमनभावादाविभूतोशतिशयवानन्तो भोगः क्षायिकों यतः कुसुमवृष्टया- 
दयो विशेषा: प्रादुर्भवन्ति । निरवशेषस्योपभोगान्तरायस्य प्रलयात्प्रादुभता 
निरुष भोग: (प्रादुर्भवोइनन्तोपभोग ) क्षायिकों यतः सिहासनचमरछब्नत्रया- 
दयो विभूतयः। वोर्यान्तरापस्य कम्मंरोोप्त्यन्त क्षयात्प्रकर्ट| भूत मनन्‍्तवोर्य 
क्षायिकम्‌ । पूवकक्‍्तानां सप्तानां प्रकृतीनां क्षयात्‌ क्षायिक सम्यपकत्वम्‌ । 
द्विविधचारित्रमोहापोहात्क्षाण्कि चारित्रसिति लब्धिव्याख्याता । कस्मात्‌ ? 
ततो द्वितीयशुक्लध्यानाधिरोहणात्‌ । कस्मिन्‌ ? तस्मिन जिनपतौ। पुनः 
किस ? वु: शरोरसू । किभ्तस्‌ ? श्रतिशयवत्‌ अतिशया विद्यन्ते यस्य 
तत्‌ । कियन्तोइतलिशया ? चतुस्त्रिश्दतिशया:। तत्र दशा सहजा: शश्बन्नि:- 
स्वेदत्वादय: । दर घातिक्षयजा गबच्यूतिशतचतुष्टय सुभिक्षतेत्यादय: । 
चतुर्दशदेवीपनोता: स्वा्धिभागधी या भाषा मंत्री च सर्वजनताया:' 
इत्यादयः: । भूयः किभृतस्‌ ? चातुरास्थाभिरास चतुर्वेब्न्रोपश्योभि। मुह्ः 
का ? श्रीलंक्ष्मी:। किभृता ? बाह्याभ्यन्तरी च बहिभंवाषभ्यन्तरे भवा । 
तत्राद्या प्रातिहायंगन्धकुटीसमवसरणादिस्वभावा बाह्या | ग्रनन्तचतुष्टय- 
रूपाभ्यन्तरी । भूय: किमूतर ? ग्रदुभुतविभवभवा जिभुवनोदरवर्तिप्रारि- 
गराचित्रविचित्राश्ययं चमत्कारंकारिणी । कः ? सर्वसत्वप्रमोद. सकलभूत- 
समूह हथ हेतु:। कः ? प्रानम्दः परमसुखम्‌ । किभूतः ? अन्यानपेक्षः 
स्रवनिताचन्दनायपेक्षारहित: । कस्मात्‌ ? दुरघ विघटनाद्‌ घातिकर्मकलडू- 


प्रध्यात्म तराज्िणी ६१ 


विलयात्‌ । ननु वेदतीय कर्मसद्भावात्परमसुखानुत्पसिरितिबदन्तं प्रत्याह- 
न भवति, किस ? वें बेदनीयं कर्स । किभृतसु ? प्रभु समर्थम्‌ । कस्सिन्‌ ? 
स्वकार्ये श्रात्मीय बुभुक्षादिकार्थ करणे । कुतो ? यतः समर्थ भवति वेचम्‌। 
फस्या: सकाशात्‌ ? मोहनीयान्तरायप्राप्तेमोहनीयान्त रायसस्वप्रसिद्धे: 
कम राजत्वादनयो: । य्थव हि सेन्यनायके नष्टे न संन्‍्ये प्रतिपक्षसेन्य- 
ध्यंसनादिदु.खोत्पादनसमर्थ तथा वेदनीयमिति । कस्य ? ते तब । सार्वस्थ* 
(सर्वेहितकरस्य) । नास्ति न विद्यते। को ? नियमः। स्वकार्यकार्ये च 
तत्‌ । केध्विव ? अ्रधेष्चिव । किभतेषु ? श्रन्येषु एथग्मतेषु गोश्ननामायुः 
क्रमंस्विव । यथंतान्मुच्चगोत्रतीर्थंकरत्वतहेहस्थितित्वादीनि कार्यारिय 
कुवेन्त्पेवेति नियमो न तथा वेच्यइति निश्चय: । संपन्नकेवलज्ञाने भगवति 
सथोगिजिने नवकेवललब्ध्यात्मकत्वाच्छायत्वाक्षिपक्ष्मोन्मेष निभेषरहितत्व- 
चतुम खत्वाद्यतिशयोपेतपरमौदारिकशरी रोपेतत्दान्तरड्बहि र ड्भरानन्यजना - 
संभविश्वीसमाश्चितत्वहर्षोत्कषत्वपरमसुखत्वविषपक्षभ्तकस्मं राशे: प्रध्यंसा- 
त्सर्वेमिदं संपनीपद्यत इति निरर्णीतवृत्तसंकलितार्थ: ॥ २७ ॥ 


आगे शुक्लध्यान के द्वितीय भेद में अ्रहेन्त भगवान्‌ के जो 
विशेपताएँ प्रकट होती हैं उन्हें बतलाते है--- 


उस ट्ितीय शुक्‍्लध्यान के प्रभाव से अहेन्त भगवान्‌ के 
क्षायिक, ज्ञान दशन, दात, लाभ, भोग, उपभोग, दीय॑, सम्यकक्‍त्व 
और चारित्र ये नौ लब्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, चौतीस भ्रतिशयों 
से युक्त तथा चारों दिशाओं में दिखने वाले चार मुखों से सहित 
परमौदारिक शरीर प्राप्त होता है, आश्चर्यं-कारक विभव को 
करने वाली भ्रष्ट प्रातिहार्यादि रूप बाह्य और भ्रनन्त चतुष्टयरूप 
ग्रन्तरड्र लक्ष्मी प्राप्त होती है, समस्त जीवों को आनन्द होता 


अअ + तक थी. अ>23----+पतायना ला जि चल ट िडि ल चन अणाओ “अ ज “अआा खिड₹शिनज >किस ताप पथ पशिक तने नाताज जि 


१. सवध्वस्य । 


६२ भ्रध्यात्म तरज्िणी 


है, और ग्रन्य पदार्थ के आलम्बन से रहित आत्म सापेक्ष अनंत 

सूख प्रकट होता है | अरहन्त भगवान्‌ सब का हित करने वाले 

हैं। उनके मोहनीय कर्म रूपी महादुःखदायी पाप का क्षय हो 

चुकता है । ग्रतः वेदनीय कर्म यद्यपि विद्यमान रहता है तो भी 

वह अपना कार्य करने मे समर्थ नही है। जिस प्रकार आ्रायु, नाम 

और गोत्र कर्म रह कर अपना कार्य करते ही हैं, उस प्रकार वेद- 

नीय कर्म रह कर अपना कार्य करता ही है ऐसा नियम नहीं है । 

विशेषा्थ--द्वितीय शुक्लध्यान के प्रभाव से घातिया कर्म 

नप्ट हो जाते हैं जिससे इस आत्मा की जिनेन्द्र या अरहन्त 

अवस्था प्रकट हो जाती है। उनके केवल ज्ञात, केवल दर्शन, 

क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, 

क्षायिक वीये, क्षायिक सम्यक्व और क्षायिक चारित्र ये नौ 

लब्धियाँ प्रकट हो जाती है। केवलज्ञान के द्वारा वे लोकालोक 

और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ जानने लगते 
है। यह लब्धि ज्ञानावररणाकर्म के श्रत्यन्त क्षय से प्रकट होती है । 
केवलदर्शन के द्वारा समस्त पदार्थों का सामान्यावलोकन होता 
है ! यह लब्धि दर्शनावरणा कर्म के अत्यन्त क्षय से उत्पन्न होती 
है। दानान्तराय कर्म का श्रत्यन्त क्षय होने से अ्रनन्त प्रारियों 
का अनुग्रह करने वाला क्षायिक अभयदान प्रकट होता है। 
लाभाच्तराय के क्षय से कवलाहार न होने पर भी परमौदारिक 
शरीर को स्थिर रखने वाले अनन्त शुभ सूक्ष्म पुदगल परमाखु 
शरीर में आकर मिलते रहते हैं। भोगान्तराय के क्षय से पुष्प 
वृष्टि श्रादि कार्य होते हैं। उपभोगान्तराय के क्षय से छत्र, चमर 


भ्रध्यात्म तरज्िणी ६३ 


सिहासन आदि विभृूतियाँ प्राप्त होती हैं । वीर्यान्तराय के क्षय 
से अनन्त वीये प्रकट होता है श्लौर उसके काररणा उनकी आत्मा 
में अ्रनन्त बल विद्यमान रहता है। उनके शरीर में निःस्वेदता 
आदि दश जन्म के, योजनशतसुभिक्षता झादि दश केवलज्ञान 
के और अधधमागधी भाषा आदि चौदह देवकृत, इस प्रकार 
चौंतीस अतिशय प्रकट हो जाते हैं। समवसरण में चारों 
दिशाओं में जिनेन्द्र देव का मुख दिखाई देता है। अशोक वृक्ष, 
छत्रत्रय, सिहासन आदि आठ महाप्रातिहायंरूप बाह्य लक्ष्मी 
हो जाती है और अनन्त ज्ञान, भ्रनन्त दर्शन, अनन्त सुख और 
ग्रनग्त बल इस प्रकार अनन्त चतुष्टय रूप अ्रन्तरंग लक्ष्मी उत्पन्त 
हो जाती है। उनकी यह द्विविध लक्ष्मी अदभुत वैभव का 
का रण है--सामान्य जन को यह वंभव दुष्प्राप्य है। जहां ये 
विद्यमान रहते है वहाँ रहने वाले जीवों के सब दुःख संकट दूर 
हो जाते हैं, परस्पर के विरोधी जीव भी अपना विरोध भ्रूल 
जाते हैं ओर श्रानन्द का अनुभव करने लगते हैं। भ्ररहन्त भगवान्‌ 
की आत्मा में जो झानन्द प्रकट होता है वह भअन्य पदार्थों की 
अपेक्षा से रहित होता है। संसारी जीवों का झ्रानन्द किसी 
पदार्थ की इच्छा होने पर उसकी पूर्ति से होता है जैसे क्षुधित 
मनुष्य को आहार की इच्छा हुई, झराहार के मिलने पर उसकी 
इच्छा पूर्ण हो जाती है श्रतः वह सुख का अनुभव करता है 
परन्तु अरहन्त भगवान्‌ को किसी पदार्थ की इच्छा नहीं होती 
है अत: उनका सुख परापेक्ष न होकर आत्म सापेक्ष रहता है । 
यद्यपि उनके असाता वेदनीय का उदय रहता है परन्तु मोहनीय 


६४ अध्यात्म तरज़िणी 


कर्म का क्षय हो जाने से वह दुःख उत्पन्न नही कर सकता । 
मोहनीय और वेदवीय इन दोनों मे ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है। यही कारण है कि अरहन्त के वेदनीय कर्म के उदय 
में होने वाल क्षघा आदि ग्यारह परीपह होते है परन्तु वे दुःख 
उत्पन्न नही कर सकते । यहाँ कोई प्रइन करे कि जिस प्रकार 
आयु नाम ग्रोर योत्र ये तीन अ्घातिया कर्म रहकर अपना- 
अपना कार्य करते हे उसी प्रकार वेदनीय कर्म भी अपना कार्य 
करता होगा और उसके फलस्वरूप अरहन्त भगवान के क्षुधा 
तृषा आदि परीपहों का दुःख होता होगा और जब दुःख होता 
होगा तब गअ्रनन्त सुख किस प्रकार सिद्ध होगा ? 

इस प्रब्न का उत्तर इस प्रकार है कि जिस प्रकार 
अ्रायुनाम और गोत्र रहकर अपना कार्य करते हैं। उस 
प्रकार वेदनीय कम रह कर अपना कार्य करता ही हो ऐसा 
नियम नहीं है। यदि वेदनीय करे साथ मोहनीय कर्म का उदय 
रहता है तो वह अपना कार्य करता है और मोहनीय कर्म का 
उदय नहीं रहता है तो वह अपना कार्य करने से ग्रसमर्थ हो 
जाता है। दश्म गुणस्थान तक मोहनीय कर्म का उदय रहता 
है अतः वहां तक वेदनीयकर्म का उदय आत्मा में सुख दुःख का 
वेदन कराता है परन्तु ग्यारबे ग्रुगास्थान में मोहनीयकर्म का 
उपशम और उसके आगे क्षय हो जाता है अतः निमित्त के 
अभाव में वेदनोय कर्म अपना काम नहीं कर सकता । अरहन्त 
भगवान्‌ ससार के समस्त प्रारिययों को उपदेश देते हैं, देते ही 
नहीं उनके दर्शन या सन्निधान मात्र से जीव सुख का अनुभव 


भ्रध्यात्म तरज्िणी ६५ 


फरने लगते हैं इसलिए वे सावं-सर्वेहितकर्ता कहलाते हैं ।।२७।॥। 
भटितिप्रकटतीबानुष्ठानकाष्ठाम्व रवृत्ति विहाय वपुःपरिपोषरणपण्डा- 
पटिष्ठेप्रकटोत्कटकूटकपटसितपटा मृग्रष्ताइवातिधर्त्ता वृन्दारकेन्द्रवुन्दवन्ध- 
पादारविन्दस्प सब्वंशस्थ संपन्नकेबलज्ञानस्थ देहस्थितित्वान्यथानुपपसे: 
कवलाहार ं संगिरन्ते ताब्निराचिको्षयो यत्रान्येत्यादि वाबदन्ति सूरय :-- 
यत्रान्येष्प्पड्भभाजो नहि सदसि बुसुक्षादि वाध्या" स्तवामी 
तद्दाधा तत्र कि ते न च तदुदयवढ् थ मन्नादनास । 
सामान्याहा रहेतावपि मदर्भिमतं स्थायिताड् अन्यास्ति 


देवे स्यादन्‍्यथातो रतिरखिलसुखं नास्ति भुक्तो हि युक्ति' ॥॥२८॥ 

नास्ति न विद्यते । का ? युक्तिरूपपत्ति: । कस्याम्‌ ? भुक्तों भोजने । 
कुतो ? हि यस्मातृ। नहि नंव क्षुदादिवाध्या नव बुभुक्षापिपासादिपीडनीय: । 
कस्यास्‌ ? यस्मिन्‌ सदसि यस्सिन समवसररो । के ? प्रद्धभभाजों सनुष्याः । 
किम्भूता: ? प्रन्ये सर्वज्ञव्यतिरिक्ता श्रपि। कस्य ? तब ते। किस ? 
भवन्ति । का ? तद्वाधा तस्य क्षदादेः । क्‍्य ? तत्र समवद् रण । कस्य ? 
ले तब । नन्‌ चाप्तस्थ क्षुदभावे श्राहारादो प्रवृत्यभावाहेहस्थितिनेस्यादस्ति 
चासौ तस्मादाहारसिद्धि'। तथाहि भगवतों देहस्थितिराहारपूथिका वेह- 
स्थितित्वादस्मदादिदेहस्थितिवत्‌ । अत्र किमाहारमात्र प्रसाध्यते कबलाहारो 
वा। प्रथमपक्षे सिद्साधनम्‌ । झ्राहारसात्रस्यास्माभिरम्युपगमात्‌ । झास- 
योगकेवलिन आझ्ाहारिण्यो जोबा इत्यागमाम्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षे तु 
देववेहस्थित्या व्यभिचारों देवानां सब्वंदा कवलाहाराभावेष्प्यस्याः 
संभवात्‌ । प्रथ मानसाहारात्तेषां तत्स्थितिस्तहि केवलिनां कम्सनोक- 
अर्माहा रात्सास्तु । श्रथ मनष्यवेहस्थितित्वादस्मदादिवत्‌ सा तत्पृथ्विकेच्यते । 
तह तद्गदेव तद्देहे निःस्वेदत्वाद्यभावः स्यात्‌ । भ्रस्मदादश्वनुपलब्धस्थापि 
तदतिदायस्थतत्र संभवे भुक्त्यभावलक्षरपोध्प्यतिशञयः किन्‍न स्यातू । 


१. बाधा न. २. मुक्तिः ते. । 


8३६ ग्रध्यात्म तर्राज्भिणी 


प्रस्मदादो वृश्यस्य धस्संस्थ च भगवति प्रसाधने तज्ज्ञानस्पेन्द्रियजस्वप्रसद्भ: । 
तथाहि भगवतों ज्ञानमिन्द्रियर्ज ज्ञानत्वादस्मदादिज्ञानवत्‌ । पश्रतों भगवतः 
केवलज्ञानलक्षणातीन्द्रियज्ञानासंभवातू सर्वज्ञत्वाय दत्तो जलाअलिः $ 
जानत्वाविधेषेषपि तज्ज्ञानस्थातीन्द्रियत्वे देहस्थितित्वाविदोषेषपि तहेहस्थिते 
रफवलाहारपूर्वेकत्व॑ किन्‍न स्थात्‌ । श्रथ बेदनीयसझ्धावात्तस्य बुभुक्तो- 
त्प्तेभोजनादों प्रवृत्ति रित्यप्यनुपपननमित्याह नच तदुदयबद्द्ममु। नच 
नेव। तत्प्सिद्धपु। उदयवदुदयप्राप्तं वेच्यं वेदनोयमु । किसर्थम््‌ ? 
ग्रस्तादनाय भ्रन्तादलनिभित्तम्‌ । तह भवतु | क्य ? सामान्याहारहेतो। 
घुभसूक्ष्मदेहस्थितिनिबन्धनपरमाणुसम्बन्धनिसित्तमु 4 तत्किम्भृतस्‌ ? 
सदममिसत मसाभिप्रेतस्‌। कुतो ? यतः स्थायथिता भवति स्थितित्वम | 
क्व॒ अ्रद्धु शरीरे। कथम्‌ ? श्रन्यधापि कवलाहारमन्तरेणापि । कुतो ? 
सोहसोयकम्मंसहायस्थेब वेदनीयस्थ बुभुक्षोत्पादने सामर्थ्यात्‌ । भोकतु- 
मिच्छाहि बुभुक्षा सा मोहनीयः मंकायंत्वात्कथं प्रक्षीणमोहे भगवति 
स्थात्‌ । प्रन्यथा स्थाद्‌ भवेत्‌ । क्‍्य ? देवे। रतिः, रिरंसाया श्रपि ततन्न 
सड्ूत्‌ । कमनीयकामिन्यादिसेवाप्रसक्ते रीश्वरात्तस्था विशेषाद वीतरागता 
न स्थात्‌ । विपक्षभावनावशाद्रागादोनां हान्यतिशयदरशंनात्‌ कफेवलिनि 
तत्परमप्रकर्ष सिद्धें: बीतरागतासंभवः । कस्मात्‌ ? द्रव्यभावात्‌ क्रीडा- 
भावाबात्‌ । तह भोजनाभावपरमप्रकर्षो५पि तन्न किन्न स्थात्‌ । भावनातों 
भोजनादावपि हान्यतिशयदर्शनाविशेषातू । तथाहि, एकस्मिन दिले 
योश्नेकवारान्‌ू भुझू. विपक्षभावनावशात्स एवं पुनरेकवारं भुऊझ्के, 
कश्चित्पुनरेकदिनान्तरित भोजनः, श्रन्यः पुनः परक्षमाससम्वत्सराध्चन्तरित 
भोजन इति । किड्च, बुभुक्षाया: पीडानिवृत्तिभोजनरसास्वादताद भवेत्‌ 
तदास्वादनअचास्थ रसनेन्द्रियात्केवलज्ञानाद्ेत्याह । रसनेन्द्रियाच्चेन्मति 
ज्ञानप्रसद्भात्केवलज्ञानाभावःस्थातू 4 केवलज्ञानाल्लेत्‌ ? कि भोजनेन, 
वृरस्थस्थापि अेलोक्योदरवरत्तिनों रसस्य परिस्फुटं तेनानुभवसंभवात्‌ । 
कथ अआस्प केवलज्ञानसंभवों भुजानस्प श्रेणोतः पतितवेन प्रमत्तगुरास्थान- 


प्रध्यात्म तरज्िणी ६७ 


बित्वात्‌ + प्रप्रमततो हि साधुराहारकथामात्रेशापि प्रमत्तो भवति नाहँन्‌ 
भुजझ्ञानो5पीति मह॒च्चित्रसु । अस्तु वा तज्ञञानसंभवस्तथाप्यसों केवल- 
जशानेत पिशितादशुद्धद्रव्यारि! पश्यन्‌ कथ्थ भुक्नोत ? श्रन्तरायप्रसड्भात्‌ । 
गृहस्था अप्यपलाइत्त्वात्तानि पश्यस्तोडन्तरायं कुब्वेन्ति कि पुनर्भगवाननन्त- 
बोयंस्तदकरणे वा तस्य तेम्योईपि हीनसत्त्वप्रसड्भात्‌ । क्षुत्पीडासंभवे 
वास्य कथमनन्‍्त सौरुय स्थाद्यतो5नन्तचतुष्टयस्वासित्व॑ स्थात्‌ । नहिं 
सान्तरस्या (सान्तस्था) नन्‍्तता युक्‍ता ज्ञानवत्‌ । न च बुभुक्षापीडेव न 
भवतीत्यभिषातव्यम्‌'क्षुषा ससा नास्ति शरीरबेदने त्यभिधानात्‌ । 
तस्मात्केवलिन: कवलाहारकल्पनं न युक्‍तस्‌ * विदिष्टस्थ सततसुखसतः 
सर्दवानन्तसुखसहितस्येति । थत्सभासंनिविष्टसत्त्वमात्राणां साव्वंसमोपा- 
न्मृत्यूत्पत्त्यातडुकीपसदनोन्मादनिद्रारोगाशनायादिपीडा न संगच्छते 
(इति) वेदनमागमिकस्‌ । तदुकतस तत्र न यृत्युजंन्म च विद्वेषो नव 
सन्मथोन्माद:ः रोगातडूबुभुक्षा पीडा च न विद्यते काचितु ॥! तस्पेद 
झुदादिपी डितत्त्वं ब्रवारणोउप्रेक्षापवंकारिताँ सुचम्त्यात्मनः । यदि भुक्त्य- 
भ्युपगमस्तहि रिसंसाम्युपगसनीयेति भवानीपतेरबिशेषात्‌ । भ्रथतदहीषा- 
द्विभ्यता रिरंसा नेष्यते तहि कबलभुक्तिरपि नाम्युपगन्तव्येति व्यक्तो 
कृतायबृत्तपदसमूहार्थ: ॥ २८ ॥ 

आगे केवली के कवलाहार होता है इसका निराकरण 
करते हैं-- 

है भगवन्‌ ! आपको जिस समवसरणा सभा में अन्य प्राणी 
भी क्ष॒त्रा आ्रादि से पीड़ित नहीं होते वहां श्रापको ये बाधायें कसे 
हो सकती हैं ? यद्यपि आपके वेदनीय कर्म का उदय है तथापि 
बह कवलाहार का निमित्त नहीं है--इतना तीज नहीं है कि 
उससे विवश होकर आपको अन्न का भोजन करना पड़ें। वह 
सामान्य आहार का कारण है। लाभान्तराय कम के क्षय से 


हद ग्रध्यात्म तरड्िणी 


प्रति समय जो झुभ सूक्ष्म और अन्य मनुजासाधारण पुदगल 
परमाणा श्राते हैं, उन्हें ग्रहण करा कर ही वेदनीय का काम 
पूरा हो जाता है। शरीर की स्थिरता के लिये कवलाहार की 
आवश्यकता नहीं क्योंकि वह तो अन्य प्रकार से भी हो सकती 
है जैसा कि देव के शरीर में होती है । यदि कारण के ग्रभाव 
में भी झापके कवलाहार माना जावे तो रति सुख भी मान 
लिया जावे, परन्तु रति सुख नहीं माना जाता क्योंकि उससे 
बीतरागता नष्ट होती है। कवलाहार ग्रहण की इच्छा होने पर 
जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जावेगी तब तक श्राकुलताजन्य 
दुःख भी रहेगा और तब उस ददा में आपके अनन्त सुख कंसे 
रह सकेगा ? इस प्रकार विचार करने पर 'केवली भोजन 
करते हैं इरामें कोई युक्ति नहीं मालूम होती ।' 


विशेषार्थ--कितने ही लोग कहते हैं कि ग्ररहन्त भगवान्‌ 
के असाता वेदनीय का उदय रहता है अत: क्षुधा आदि परिषह 
होते हैं श्रौर उनके निवारणार्थ वे साधारण मनुष्यों के समान 
कवलाहार भी करते हैं। यहां ग्रन्थकर्ता उक्त मत का प्रति- 
वाद करते हुए कहते हैं कि अरहन्त भगवान्‌ के समवसरण में 
रहने वाले भ्रन्य॒ जीव भी जब क्षुधा ढृषा आदि की बाधा से 
दुखी नहीं होते तब ग्ररहन्त भगवान्‌ किस प्रकार दुःखी हो 
'सकते हैं ? 


प्रश्--यदि अरहन्त भगवान्‌ की श्राहारादि में प्रवृत्ति 
नहीं होती है तो उनके शरीर की स्थिति किस प्रकार सम्भव. 


भ्रष्यात्म तरज्िणी ६९ 


है ? अस्मदादि के शरीर की स्थिति, श्राहायदि में प्रवृत्ति करने 
से ही संभव है ? 

उत्तर--यहां श्राहर से झ्राप क्या सिद्ध करना चाहते हैं ? 
सामान्य आहार की सिद्धि करना चाहते हैं श्रथवा कवलाहार 
की । प्रथम पक्ष में सिद्ध साधन है क्‍योंकि सामान्य प्राहार तो 
हम भी स्वीकृत करते हैं। आगम में भी उल्लेख है कि सयोग 
केवली गुणस्थान तक सब आहारक रहते हैं। हितीय पक्ष में 
देवों के शरीर की स्थिति से व्यभिचार आ्राता है क्योंकि कवला- 
हार न होने पर भी देवों के शरीर की स्थिति देखो जाती है । 

प्रन्‍न--देवो के मानसिक आहार होता है ग्रत: उससे 
उनका शरीर स्थिर रहता है ? 

उत्तर--यदि ऐसा है तो अ्रहन्त भगवान्‌ के भी तो कर्म 
और नोकम शभ्राहार जारी रहता है । 

प्रशन--देवों का शरोर वेक्रियिक शरीर है ग्रतः: उसकी 
बात दूसरी है परन्तु अरहन्त का शरीर औदारिक शरीर है, 
ग्रस्मदादि के शरीर के ही समान है भ्रत: उसकी स्थिरता के 
लिये आहार ग्रहण करना आवश्यक है ? 

उत्तर--यदि हमारे शरीर के साथ उनके शरीर की तुलना 
करते हो तो जिस प्रकार हमारे शरीर में निःस्वेदत्व का अभाव 
है--पसीना आता है--मल-मृत्र निकलता है इसी प्रकार उनके 
शरीर में भी यह आपत्ति होनी चाहिये । 

प्रशन--निःस्वेदत्व श्रादि का होना यह तो अप्ररहन्त॑ 
भगवान का भ्तिशय है ? 


१०० भ्रध्यात्म तरज़िणी 


उत्तर--तो कवलाहा र न होने पर भी उनका शरीर स्थिर 
रहा आता है यह अ्रतिशय क्‍यों नहीं हो सकता ? 


इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि जो धर्म अ्रस्मदादि में 
देखा जाता है यदि उसकी सिद्धि अरहन्त भगवान में की 
जाबेगी तो उनका ज्ञान भी इन्द्रियज ज्ञान कहलाने लगेगा । 
यहां ऐसा अनुमान भी बताया जाने लगेगा कि ग्ररहन्त का 
ज्ञान इन्द्रियज ज्ञान है, ज्ञान होने से, श्रस्मदादि के ज्ञान के 
समान और ऐसा करने से अरहन्त के केवलज्ञानरूपी अरतीन्द्रिय 
ज्ञान असंभव हो जायगा एवं उस दक्षा में सर्वज्ञता के लिये 
जलाञ्जलि देनो पड़ेगी । 

एइन--इससे क्‍या हुआ ? उनका ज्ञान, ज्ञान होने पर भी 
ग्रतीन्द्रिय है इन्द्रियज नहीं । 

उत्तर--यदि ऐसा है तो यह भी माना जा सकता है कि 
उनका झ्रौदारिक शरीर है अवश्य, पर उसकी स्थिति कबला- 
हार पर अवलम्बित नही है । 


प्रश्न--उनके वेदनीय कर्म का उदय है भ्रतः उससे क्षधा 
ठृषा आदि की बेदना होती है और उसे दूर करने के लिये ग्रर- 
हन्‍त कवलाहार ग्रहण करते हैं ? 

उत्तर--उनके वेदतीय कर्म का उदय है पर वह इतना 
तीद्र नहीं जो आहार ग्रहण करने के लिये प्रेरित कर सके । 
भ्राहार की इच्छा श्रसाता वेदनीय की उदीरणा से होती है जो 
कि छठवें गुरास्थान तक ही सीमित है । 


भ्रध्यात्म तरड्धिणी १० १ 


प्रशन--फिर उनका असाता-वेदनीय का उदय निःसार 
ठहरेगा क्‍या ? 

उत्तर--निः:सा र क्‍यों ठहरेगा ? लाभान्तराय कम के क्षय 
से प्रत्येक समय शुभ, सूक्ष्म और असाधारण पुद्गल परमार 
ग्राकर अरहन्त के शरीर के साथ मिलते रहते हैं । वेदनीय का 
काम इसी से पूर्ण हो जाता है। खाने की इच्छा को बुभुक्षा 
कहते हैं यह इच्छा मोहनीय कम के उदय से होती है और 
क्योंकि श्ररहन्त होने के पहले ही मोहनीय कर्म का क्षय हो 
चुकता है ग्रत: उनके बुभुक्षा का होना संभव ही नहीं है । 

प्रशन--इच्छा के बिना ही उनके कवलाहार हो जाता है ? 

उत्तर--तो, इच्छा के बिना रति क्रिया भी मान ली जावे 
क्या हानि है ? और उसके मानने पर वीतरागता समाप्त हो 
जावेगी तथा शिव-महादेव की अपेक्षा अरहन्त में कोई विशे- 
षता नहीं रह जावेगी । 

प्रशन---विपक्ष भावना के वश रागादि में हीनाधिकता देखी 
जाती है शभ्रत: अरहन्त भगवान्‌ में राग हानि का परम प्रकर्ष 
संभव है । जिस वस्तु में हीनाधिकता देखी जाती है उस वस्तु 
की हीनता की अ्रन्तिम सीमा होती है और अधिकता की भी 
अन्तिम भ्रवधि होती है । हम देखते हैं कि किसी के कम राग है 
किसी के उससे अधिक है और किसी के उससे भी अ्रधिक है 
तो इस राग-द्ेष भौर राग वृद्धि की चरमसीमा होना चाहिये । 
शिव-महादेव में राग-वृद्धि की चरमसीश है क्योंकि उसने अपने 
शरीर को ही अरद्ध-नारी रूप बना लिया है और झरहन्त भग- 


१०२ भध्यात्म तरज्िणी 


वान में राग हानि की चरमसीमा का परम प्रकर्ष है क्योकि वे 
समस्त वस्तुओं का परित्याग कर चुकते हैं ? 

उत्तर--यही बात शग्राहार ग्रहरा में भी योजित की जा 
सकती है। कोई मनुष्य दिन में दश बार खाता है, कोई एक 
बार खाता हैं, कोई एक दिन के अन्तर से खाता है और कोई 
दो-चार, दश-बीस श्रादि दिन के अन्तर से खाता है इससे यह 
सिद्ध होता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो बिल- 
बल ही नही खाता हो श्रौर वह श्ररहन्त ही है । 

इसके सिवाय दूसरी बात विचारणीय यह है कि बुझ्क्षा 
जन्य पीड़ा की निवृत्ति भोजन के रसास्वाद से ही होती है 
यहाँ यह विकल्प उठाया जा सकता है कि ग्रहन्त भगवान्‌ के 
जो भोजन का रसास्वाद होता है वह रसना-इन्द्रिय से होता 
है या केवलज्ञान से ? यदि रसना इन्द्रिय से होता है तो उनके 
मतिज्ञान का प्रसंग आ जावेगा तथा केवलज्ञान का अभाव 
हो जावेगा । इस दोष से बचने के लिये यह माना जावे कि 
केवलज्ञान से भोजन का रसास्वाद होता है तो उन्हें भोजन 
की आवश्यकता ही क्‍या है क्‍योंकि वे अपने केवलज्ञान के द्वारा 
त्रिलोकवर्ती रस का आस्वाद सदा करते ही रहते हैं, यह रस 
कितनी ही दूर क्‍यों न हो और इस दश्ञा में उनके केवलज्ञान 
का होना भी सिद्ध नहीं होगा क्योंकि आगम में बताया है कि 
भोजन करने वाले मुनि श्रेणी से पतित होकर छठवे प्रमत्त- 
विरतगुण स्थान में झा जाते हैं । अप्रमत्त साधु आहार की कथ्य 
मात्र से प्रमत्त हो जाते हैं फिर भ्ररहन्त भगवान भोजन करते 


भ्रध्यात्म तरज्िणी १० ३ 


हुए भी प्रमत्त नहीं होंगे यह कैसे कहा जा सकता है ? अथवा 
दुष्ट तुष्टि न्याय से कथंचित्‌ श्ररहन्त के भोजन काल में केवल- 
शान मान भी लिया जावे तो उससे दूसरी आ्लापत्ति यह खड़ी 
होती है कि केवलज्ञान में जहां उत्तम पदार्थ दिखते है वहीं 
मांसादि अपविन्न पदार्थ भी तो दिखते हैं। फिर मांसादि को 
प्रत्यक्ष देखते हुए भी वे आहार कंसे ग्रहण करेंगे ? अमांस 
भोजी गृहस्थ भी भोजन काल में मांसादि के दिखने पर अंत- 
राय मानता है और भोजन करना छोड़ देता है, फिर अनन्त 
वीये के धारक भ्ररहन्त भगवान्‌ इस भ्रन्तराय का विचार न करें 
यह संभव नहीं । यदि नहीं करेंगे तो ग्रहस्थ की अपेक्षा भी 
हीनता का प्रसंग आ जावेगा ! इसके सिवाय एक बात विचार- 
णीय और है वह यह कि यदि अरहन्त के भूख की पीड़ा होती 
है और उसे दूर करने के लिए वे आ्राहार ग्रहण करते हैं; ऐसा 
माना जावे तो उनके अनन्त-सुख सिद्ध नहीं हो सकेगा । यदि 
यह कहा जावे कि भगवान्‌ के क्षुधा की पीड़ा ही नही होती 
तो यह ठीक नहीं । क्योंकि लोक में भी प्रसिद्ध है कि 'क्षधा 
समा नास्ति शरीर बेदना' अर्थात्त क्षुघा के समान अन्य शारी- 
रिक पीड़ा नहीं है। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि अरहन्त 
भगवान्‌ के क्षुधा ठृषा आदि की पीड़ा नहीं होती और न वे 
कवलाहार ही ग्रहण करते हैं ।। २८ ॥। 


झपवर्गमार्योद्वारकप्रन्थ ग्रन्ध्यानभिज्ञास्युपसततियंग्गत्यादिगसनसिध्या- 


योग्रहमहाग्रहमहीतापाड्ु-गोपचया ड्भम ड्री कुब्द प्रद्धनायत्तत्वाइप्रासा- 
दिसंपत्तेरिति तवनुग्रहाय तासामपि निखिलकर्म्मापगमलक्षणों भोक्षोध्स्तो- 


१०४ अध्यात्म तरज़िणी 


लिगीर्गुम्फमकाएं: सितास्थराः। साक्षेप॑ तान्निराकुर्वाणश देवेत्यादि 
ररसन्ति सुरयः--- 


देवाधीते सुधीर्वाप्पनुपहतमतिःको5बलास्त्वत्पदस्थ 

योग्या श्राच्ारलाभे परसममरपद तेषु त्वद्वपवत्सु । 

स्थान नेवोत्तरेषु प्रतिनिधिनिधिष्ु क्लीवयोषिज्जनानां 
दोश्चित्याविशेषे यदपि न नरवच्छवश्रमुच्च भंजन्ते ॥२६।॥। 


है देव भगवन्‌ कः पुमानधीते कः श्रद्धानं कुर्यान्न कोष्पीत्यर्थ: । 
कि भूत: ? सुधो: झोभनबुद्धिः | मुहः कि मतः ? अनुपहत सतिः संशय- 
बिपयेयानध्यवसायानुपदुतज्ञान: । किसू ? योग्या श्र्हा भवन्ति । कास्ता: ? 
प्रवला:, कस्य ? त्वत्पदस्याहेत्स्थानस्य मोक्षस्येत्यथं: । कुतों ? यतों 
भवति । किस्‌ ? प्रमरपदं देवस्थानस्‌ । किभूतम्र ? परमिन्द्रस्वरूपस । 
केषु ? तेषु योषिज्जनेषु युवतिलोकेषु । किभूतेषु ? त्वद्र॒पवत्सु अ्रहंदपयु- 
क्तेषु । पुनः किभूलेषु ? भ्रतिनिधिनिधिषु प्रतिबिम्बनिधानेषु । कस्मिन ? 
शझाचारलाभेसति श्राचारप्राप्तो सत्याम्‌ु । केषघाम्‌ ? कक्‍्लोय योषिज्जना- 
नाम होनवनितालोकानास्‌ । नव न च भवति पदसू । केषु ? उत्तरेषु 
विजयवंजयन्तापराजितसर्ध्वार्थ सिद्धिपु। न पुनरेवानन्तबोधादिस्वभावा- 
पवर्ग इत्यनुपपन्न वनितानामप्यस्थ संभवात्‌ । तथाहि भवति वनितानाम- 
पवर्ग: समग्रसाधनत्वातृ नरवत्‌ । श्रत्न वतितानामपवग साध्ये समग्रसा- 
घनत्वादित्यय॑ हेतुरुपन्यस्तो बतंते सोइसिद्ध:। तथाहि प्रपवर्ग निवन्धनों 
ज्ञानादिपरमप्रकर्षो वनितासु न संभवति परमप्रकषत्वात्‌ महातसःप्रभाभू- 
मिभवनपापपरमप्रकर्षतत्‌ । कुत एतदित्यत्राह न चेत्यादि । न च भजन्ते 
नव गच्छान्ति । किस्‌ ? श्वश्ञ' नरकस्‌ । कथम्रु ? उच्च: सप्तमस्‌ । 
किवल्नरवत्‌ मनुष्यवत्‌ । का: ? झवलाः। कस्मिन्नप्यविशेषेषपि विशेधा- 
भावेदपि । कस्य ? दोश्वित्यस्थ ? पापचित्तस्थ । यदि हि सप्तमप॒थ्चीसा- 
घनपापप्रकर्षो भावोष्पवर्ग निबन्धनरत्तत्रमपरमप्रकर्षाभावे किमायातं साध्य- 


अध्यात्म तरज्िणी १०१ 


साधनध्याप्यव्यापक्भावसिद्धावनयोस्तयासिधान घुक्‍्त कथमन्यथाध्स्यस्था- 
पायेष्न्यस्थासंभवेइतिप्रसड्ो न स्पात्‌ । शशश्यद्भाभावे सब्वस्याप्यभाव: 
स्थादितिचेत्‌ सम्यगिदसु । परमयंनियमरो5स्ति यद्देदल्यापवर्गनिबन्धनपरम- 
प्रकर्षस्सद्रेदस्थ सप्तम प्रृथ्वोगसनसाधनपापपरमप्रकर्थोषपि विद्यर एवेति । 
यथा पुरुष वेदस्प । नहान्त्यकायेन व्यभिचार:, पुरुषवेदसमान्यापेक्षयो- 
क्तेरन्यथा नियमों न भवत्येव । भ्रथवा नोक्तानुमाने तत्साघनेनः परमप्रक- 
ाभावाद्धेतो रपवर्ग निबन्धनपरमप्रकर्षों वा तासु निषिध्यतेषपितु परम- 
प्रकर्ष त्वान्निदर्शनो पलब्धसाध्यव्याप्तिकातू । नचात्र केनचिद व्यभिचाराः, 
वनितासस्बन्धिन: कस्यचित्परमप्रकर्षस्थासंभवातू । मायापरमप्रकर्षोषस्तीति 
चेत्‌ / न, बनितानां सायाबाहुल्यसात्रस्थेव प्रवचने प्रसिद्धेरन्यथा नरज- 
न्महातमोभमिप्रसड्रो दु्निर्वारः स्थात्‌। “मायापरमश्रकर्षादन्यत्वे स्ति' 
हति विशेषराद्वा न दोष: । तस्मानन संवेदनादिपरमप्रकर्षोप्पवर्गनिबन्ध- 
मस्तत्रास्तीति प्रसिद्धों हेतु:। नो नाभ संवेदनादयों यथा नरे प्रकर्षपर्यन्त- 
प्राप्ता मानतः प्रतीयन्ते तथा नारीबु प्रन्यथा नपुंसकेषपि तथास्युः । एवं 
चास्पाप्यपयर्गप्रसड्ध: । चारित्र तु तन्निबन्धनं॑ वनितानामसंभाग्यमेव । 
तथाहि योषितां न संयमो5पवर्ग तिबन्धनो नियसेव ऋद्धिविशेषा निबन्धन- 
त्वान्यथान्‌ पपत्ते: । यत्र हि संयमः सांसारिकलब्धोनामप्यहेतुस्तत्रासों कथ्थ 
निखिलकम्सं विनाशस्वभावापवर्ग हेतुः स्थात्‌ । नियसेन बनितानामेव ऋत्धि- 
विशेषनिबन्धनः संयमो नेष्पते नतु पुंसां। यदि हि नियमेन लब्धिविशेषा- 
जनक: संयम: क्वचिदन्पत्राविवादमं द्रिष्पवर्ग निबंधन: सिद्धयेत तदा तन्नि- 
दश्शनवशेनात्राप्यससो तथा प्रत्येत शक्यतेनान्यथातिप्र सद्भढत्‌ । संयममात्र तु 
सदपि बनितानां न॒तान्नबन्धन तियंग्गृहस्थसंय्तवत्‌ । सवास:संयसत्वाच्च 
नासो तद़ेतुगृ हस्थ संयमवत्‌ । नचायमसिद्धों हेतु: + नहि वनितानासबस्त्रः 
संयभ उपलब्ध: प्रवचनप्रतिपादितों बा। न चागमाभावेषप्यपवर्ग सुलाकांक्षया 
बनितानां तिचयत्यागों युक्‍्तोडहँत्प्रोक्तागमोल्लडु-मेन मिथ्यात्वानुगमनानु- 
पद्ातू। यदि पुनः पुंसामवस्त्रोडप्तो तन्लिबन्धनों बनितानां सवस्त्रस्ताहि 


१०६ प्रध्यात्म तरज्िणी 


साधनभेदादपवर्गस्यापि भेदापत्तिरनुषज्येत स्वर्गादिवत्‌ । श्रायकर्सयमान- 
वर्तिनो5पि मोक्षप्राप्ते:। एवं व लिड्भादानमयुकत स्थात्‌ । तथास्सादप्य- 
नुमानान्नापवर्गसुखसड्िन्योड्डूना: । तथाहि नाड्नापवर्गोयसंयमसद्धिनी 
मुनिवन्दनायोग्यत्वाद गृहस्थवत्‌ ॥ नचासिद्ध साधनमागमतस्तत्प्रसिद्धे: । 
तदुक्तमु-- * 'वर्षशतदीक्षितयाप्यादो क्षितया प्राद्यदीक्षितः साधु: | स्तवना- 
भिगमननमने: परिपृज्योश्सो तया नूनसु । इत्यभिधघानातु । तथा बहिर- 
ड्भान्तरज्भुपरिग्रहवत्त्वाच्च न नायमुक्तिमन्त्यो गृहस्थवत्‌ । नचायमसिद्धो 
हेतु: प्रत्यक्षनिर्शीोतों हि सिचयादानाविर्बाह्यपरिग्रहोःन्तरड्स्वज्ञरीरानु- 
रागादि परिग्रहमनमापयति ' । तथा चर न जिनादयो5पवर्ग सड्धिनस्तत्क- 
थयितारों वा भवेयुः कितु सचेला गृहस्था एवं भुक्तिसड्धिनः स्यु । नचा- 
चेलत्वं नेष्यते ' झ्ाचेलक्योह्रेशिकशय्यागृहराजभोजकृतिकस्स त्पादः पूंसां 
प्रतिछुद--इति दशविधस्य स्थितिकत्पस्य मध्ये तदुपदेशात्‌ । किअूच, 
उपात्ते्षप सिचये जोवध्यथा तदवस्थेव, तेनावृत्तहस्तपादप्रदेशोष्मभावेन 
तड्िसा परिहारायोगात्‌। वाससः लिक्षाद्यनेकजोबाविर्भावाधारत्वाच्च 
तथा विधस्याप्यस्थादाने कचलुंचनादिक्रिया व्यर्थंव भवेत्‌ । वसनाक्षेप- 
प्रतिक्षेपोत्पन्नपवनेनाड्नाडुप्रदेशस्थितजोवव्यथनाच्च व्यजनादिव भवेत्‌ । 
किचेवमनेकजन्तुजातोपघातनिषेषार्थ विहारप्र तिबन्धोईस्तु बसनादान- 
वदविद्येषात्‌ । यथा यज्ञाचार: पशुहिसाहेतुना पाप निबन्धनत्वात्त्याज्य 
एवं तथा वसनमप्यविशेषात्‌ । एतेन संयमोपध्यर्थ तवित्यपि निरस्तम्‌ । 


१. वरिसमयदिक्खियाए अज्जाए अज्ज दिविखओ साहू । अ्रमिगंमणवंदणणमंसण 
विणण्ण सो पुज्जो ॥ (प्रमेय० माततरड) 

२. श्रत्र निम्नाडितः पाठस्त्रुटितोमाति--न च शरीरोष्मणा वातकाविकादिजन्तूप- 
घातनिवारणार्थ स्वशरीररागायभावेध्प्यसावुपादीयते इत्यभिभेयम्‌ , पु'सामाचे+ 
लक्यत्रतस्य हिंसात्वानुषज्ञत्‌ ।"* 


इ- आचेलक्कुददेसिय सेउजाहर रायपिंड किदिकृम्म! '** 


भ्रध्यात्म तरज्िणी १०७ 


किजच बहिरज्भान्तरद्भयरिग्रहपरित्याग: संयभ्ः सच प्रार्यंनसोवनप्र क्षालय- 
घशोषनिक्षेपादानमलिस्लुचापह्लारादिमनः संक्षोभहेतो बसने स्थोकृते कर्ण 
भवेत्‌ । प्रत्युत चशच्चारित्र व्याघातकायें तद्‌ भवेत्‌ बाह्यास्यन्तरनंध्रें- 
न्थ्यप्रतिबन्धत्वात्‌ । किदख “छी शीतात्तिनियुत्यर्थ वस्त्रादि यदि गहाते 
कासिन्यादिस्तथा किन्न कामदुःखादिज्ञान्तये ॥ येन येन बिना दुःलं पुंसां 
समुपजायते । कि तत्सबंसुपादेयं लावकादि पलादिकस ॥। वस्त्रभागे गृही- 
तेषपि विरक्तो यदि तत्त्वतः। स्न्नीसात्रेडपि तथा किन्न तुल्याक्षेपलसाधित: ।। 
सत्रीपरीषहुभग्नश्च बद्ध रागंश्व विप्रहे वस्त्रमादीयते यसस्‍्मात्तसिद्ध ग्रन्थद्वय॑ं- 
ततः (१ न च स्वीकृतेषपि वस्त्रे समेदं भावस्थाभावात्‌ तदास्ते। विरोधनातृ । 
सनीधापूर्वकं हिल येन (हस्तेन) निपतितं बसनसादाय परिद्ानो$पि 
भूच्छाविरत इत्ति क: सचेतनः भ्रहदघीत । तन्वड्धीपरिष्वद्धसड्धिनोषपि तद्रहि- 
तत्वप्रसद्भातु । ततो बाह्याभ्यन्तरपरिपग्रहावानान प्रं्थद्यापायाक्ष वर्ति- 
तानामपवर्ग: । सहि बहिरड्भान्तरड्भसाधनोत्पाद्य:का्यत्वास्माषपाकादिवत्‌ । 
तच्च बहिरज्रान्तरड्भसाधनं नष्किज्चन्यं तदभावे कर्य स्यादित्यन्यहेतोर- 
सिद्धे्तावुमानाहनितापवर्गसिद्धि: । नाप्यागमातू, तदपवर्गप्रतिपादकस्या- 
गसस्थाभावात्‌ 4  नरवेदसनुभवन्तो ये पुरुषा: क्षपकतामनुप्राप्ता: । 
शैयोदयेनापि तथा ध्याननियुकता (हि) सिध्यन्ति' ॥ इत्यावेरप्पागमस्य 
वनितापवर्गाभिधानकत्वाभाव: । स॒ हि पुरुषवेदोदयवच्छेषयेदोदयेनापि 
पुंसामेवापवर्गवेदक: + उभयत्रापि पुरुष इत्यभिसस्बन्धात्‌ु उदयश्य 
भावस्येव । द्रव्यवनितान्यथानुपपत्तेश्वतासां न मुक्ति:ः। झ्रागसे हिं जघन्येन 
सप्ताष्टभिभवे रुत्कघेंरा द्वित्रेभवे्जोवस्प रत्नत्रयाराधकस्यापवर्ग इभि- 
हिता: । यदा चास्य सम्यरदर्द नाराधकत्व तत्प्रभूति सर्वासु स्त्रीष॒त्पतिरेव 
न भवतीति कर्य कनितानामप्वर्गसिद्धि!। ततो नास्ति वनितानामपक्‍र्थो 
नरावन्यत्वान्नपुंसकवत्‌, भ्रन्यथास्पाप्यसो स्थात्‌ । तथास्मादप्यनुसानाध्न 


१. पु वेदं बंद॑ता जे पुरिसा खबगसेब्मिरूढा । 
सेवोरयेण वि तहा काणुवजुता य ते दु सिम्म॑ति ॥ प्र. मा. 


१०८ भ्रध्यात्म तरजड़्िणी 


तासां सुक्तिसिद्धि सतथाहि ने हि वनितानामपथर्गोप़स्ति अ्रसासान्य- 
ध्यानफलत्वातू सप्तम नतरकगसनवदिति । ततोश्नन्तज्ञानाद्यात्मलामस्वभाषो 
मोक्ष: पुरुषस्थेवेतिप्रेक्षादक्षलेक्षितवय इति। सांशयिक भसिध्यात्वतस- 
स्तिरस्कृतथथायं दर्शन श्वेतवाससपुत्सुज्य नान्यः प्रेक्षावानड्भनानासपदवर्य 
संगत संगिरते। यासां हि संयमलाभेध्प्यच्युतपतित्वभेव संपनोपचते 
नोत्तरेष्वहमिस्रत्वमिति न ललनानां मोक्षलक्ष्मीसमागमो युक्तिसद्भति- 
मड्भतीति व्याख्यातवुत्ततात्पर्पार्थ: ॥। २६ ॥ 


आगे इवेताम्बर संमत स्त्री-युक्ति का खण्डन करते हैं--- 

हे भगवन्‌! जिसका ज्ञान संशय, विपयेय झोर ग्रनध्यवसाय 
से उपद्गरत नही है ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य श्रद्धान करेगा 
कि स्त्रियां भी आपका पद--मोक्ष पद प्राप्त करने के योग्य है । 
जिन दीक्षा से युक्‍त स्त्रीजनों में संयम का लाभ होने पर यदि कोई 
पद होता है तो उत्कृष्ट अमर पद--इन्द्र पद ही प्राप्त होता 
है । नपुसक और स्त्रियों का स्थान उत्तर विमानों में ---सो लहवे 
स्वर्ग के आगे विमानों में नहीं होता । यही नहीं, पाप की 
समानता होने पर भी नपुंसक और स्त्रियां मनुष्य के समान सातवें 
नरक में स्थान नहीं प्राप्त कर सकती । 


विशेषार्थ--- स्त्रियां भी हमारे मत की ओर ञ्राकषित रहें 
इस उद्देश्य को लेकर श्वेताम्बर लोग स्त्री शरीर से साक्षात्‌ 
मोक्ष होता है ऐसा निरुपण करते हैं श्रौर इसका समर्थन करने 
के लिये निम्नलिखित अनुमान प्रदर्शित करते है--- 

प्रशन--सस्त्री को भी मोक्ष होता है, समग्र साधन होने से 
पुरुष के समान श्रर्थात्‌ जिस प्रकार साधनों की पूर्णेता होने से 


प्रध्यात्म तरड्भिणी १०६ 


पुरुष को मोक्ष होता है उसी प्रकार साधनों को पूर्णता होने से 
स्त्री को भी मोक्ष होता है ! 

उत्तर--यह ठीक नहीं है क्योंकि इस विषय की सिद्धि की 
लिये जो समग्र साधनत्व हेतु दिया है वह असिद्ध है। मोक्ष की 
प्राप्ति के लिये ज्ञानादि गुणों मे परम प्रकषता-सर्वोत्कृष्ट भ्रवस्था 
--केवल ज्ञानादि रूप दशा का प्रकट होना कारण है जो कि 
स्त्रियों के सम्भव नहीं है। जिस प्रकार स्त्रियों के महातमप्रभा 
नामक सप्तम पृथिवी में उत्पन्न कराने योग्य पाप की उत्कृष्ट 
दशा नहीं हो पाती उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त कराने वाले ज्ञानादि 
शुणों की उत्कृष्ट दशा नहीं हो पाती और उसके न होने से 
साधन में समग्रता सिद्ध नहीं हो पाती । 

प्रशन--यदि स्त्री के सप्तम पृथिवी में जन्म प्राप्त कराने में 
कारणभूत पाप की प्रकता का अभाव है तो इसमें भोक्ष 
की प्राप्ति के कारण भ्रूत रत्लत्रय की प्रकर्षता का अभाव होने 
में क्या बात आ जाती है ? यदि इन दोनों में साध्य-साधन अथवा 
व्याप्य-ब्यापक भाव होता तो ऐसा कहना उचित भी होता परंतु 
यहाँ ऐसा कोई साध्य-साधन ग्रथवा व्याप्य-व्यापकभाव नहीं है 
अत: उक्त बात का मानना संगत नहीं है। यदि बलातू यह बात 
रखना ही इप्ट है कि एक के अभाव में दूसरे का भी अभाव 
होता है तो यह भी रखा जा सकता है कि यत: खरगोश के 
सींग का अ्रभाव है ञ्रतः सभी पदार्थों का अ्रभाव है ? 

उत्तर--भ्रापका कहना ठीक है परन्तु यह नियम है कि 
जिस वेद में मोक्ष प्राप्ति में कारणभ्ृत रत्नत्रय का परमप्रकर्ष 


११० अध्यात्म तरड्िणी 


होता है उस वेद में सप्तम नरक में कारणभूत पाप का भी 
परमप्रकर्ष होता है जेसा कि पुरुष वेद के होता है । स्त्री वेद 
के यह विशेषता नहीं ग्रत: स्त्री बेद का धारी जीव मोक्ष 
नहीं जा सकता...बह बात सिद्ध होती है । 

प्रशन-इस कथन में चरम शरीर के साथ दोष आता है 
क्योंकि चरम शरीर में मोक्ष प्राप्त करने की सामर्थ्य होने पर 
भी सप्तम नरक प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है ? 

उत्तर--उक्‍त कथन सामान्य पुरुष वेद की अपेक्षा है । 
अन्य प्रकार से उक्त नियम संभव नहीं है। अभ्रथवा उक्त गअनु- 
मान में सप्तम पृथिवी की प्राप्ति में कारणभ्रूत पाप की परम 
प्रकषता के श्रभाव रूप हेतु से स्त्रियों में मोक्ष प्राप्ति में कारण 
भूत रत्नत्रय की परम प्रकर्षता का अभाव सिद्ध नहीं किया जा 
रहा है किन्तु यह सिद्ध किया जा रहा है कि स्त्रियों में किसी' 
भी वस्तु का परम प्रकर्ष नहीं होता । ऐसा मानने में दोष भी 
नही है । 

प्रइन--दोष क्‍यों नहीं है ? स्त्रियों में माया की परम 
प्रकषंता तो पाई जाती है ? 

उत्तर--नहीं, आगम में यह बताया है कि स्त्रियों में 
माया की बहुलता है, यह नहीं बताया कि उनके माया की परम 
प्रकर्षता होती है) यदि माया की परम प्रकर्षता होती तो पुरुष 
के समान वे भी सप्तम नरक में उत्पन्न होती । ग्रथवा माया 
को छोड कर अन्य वस्तुओं की स्त्रियों में परम प्रकर्पता नहीं 
होती...ऐसा विशेषण-परक अ्रथं लगाने से कोई दोष नहीं रह 


भ्रध्यात्म तरज्िणी १११ 


जाता । इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार ज्ञानादि- 
गुण पुरुष में परम प्रकरता को प्राप्त होते हैं उस प्रकार स्त्रियों 
में नहीं। अन्यथा नपुंसकों में भी उनका परम-प्रकर्ष मानना 
पड़ेगा जिससे उनके भी मोक्ष का प्रसद्भ आ जावेगा । इसके 
सिवाय स्त्रियों के ऐसा चारित्र भी तो नहीं होता जो मोक्ष का 
का रण माना जा सके। स्त्रियों के जो चारित्र होता है उससे 
उनके किसी कऋद्धि की उत्पत्ति नहीं होती अ्रतः यह कहा जा 
सकता है कि जो चारित्र अथवा संयम सांसारिक लब्धियों का 
भी कारण नहीं है वह मोक्ष का कारण कंसे हो सकेगा ? यह 
बात स्त्रियों के ही है पुरुषों के नहीं । पुरुषों का संयम अनेक 
ऋद्धियों का कारण है। यदि कहीं ऐसा उदाहरण मिलता कि 
जो संयम ऋद्धि विशेष का कारण नहीं है वह भी मुक्ति का 
कारण होता है तो यह बात स्त्रियों में भी मान लो जाती । 
यद्यपि स्त्रियों के सामान्य संयम है परन्तु वह तियेज्च अथवा 
गृहस्थ मनुष्य के संयम के समान मुक्ति का साधन नहीं है। 
इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि स्त्रियों का संयम वस्त्र 
सहित होता है झ्त: वह ग्ृहस्थ पुरुष के संयम के समान मुक्ति 
का कारण नहीं है। स्त्रियों के वस्त्र-रहित संयम न देखा 
गया है और न ही आगम में उसका उल्लेख है आगम में 
उल्लेख न होने पर भी मोक्ष सुख ,की इच्छा से स्त्रियां वस्त्र का 
त्याग कर दें यह कहना उचित नहीं है क्योंकि जिनेन्द्र प्रणीत 
आगम का उल्लंघन कर अन्यथा प्रवृत्ति करने से मिथ्यात्व का 
प्रसंग भा जावेगा । यदि ऐसा माता जाय कि पुरुषों का वस्त्र 


११२ प्रध्यात्म तरज्िणी 


रहित संयम मोक्ष का कारण है श्रौर स्त्रियों का वस्त्र सहित । 
तो यह मानना भी ठीक नहीं, क्‍योंकि साधन में भेद होने 
से साध्य में भी भेद हो जावेगा, जेंसा कि स्वर्गादि में भेद 
होता है। और जब बस्त्र रखते हुए स्त्रियों को मोक्ष हो जाता 
है तो वस्त्र रखने वाले श्रावकों ने क्या अपराध किया ? उन्हें 
भी मोक्ष हो जाना चाहिये । इस प्रकार निग्नेन्थ लिड्ु का 
धारण करना व्यर्थ सिद्ध हो जावेगा । 

इसके सिवाय निम्नाड्ित अनुमान से भी स्त्रियों के मोक्ष 
का अ्रभाव सिद्ध होता है! 'स्त्रियों के मोक्ष प्राप्त कराने वाला 
संयम नहीं होता, क्योंकि वे मुनियों द्वारा वंदना करने के भ्रयोग्य 
हैं, गृहस्थ के समान । यह साधन ग्रसिद्ध नही है क्योंकि 
आगम से इसकी सिद्धि होती है । आगम में लिखा हैं कि भ्राज 
का दीक्षित साधु सो वर्ष की दीक्षित आ्थिका के द्वारा स्तवन, 
संमुख-गमन और नमस्कार झ्ादि से पृज्य है। श्रतः स्त्रियां 
बहिरज्भ श्र ग्न्तरद्ध दोनों परिग्रहों से युक्त है श्रतः उनके 
मोक्ष नहीं होता । यहाँ हेतु असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि वस्त्रादि 
बाह्य परिग्रह तो प्रत्यक्ष ही दिख रहा हैं वही शरीर सम्बन्धी 
ग्नुराग श्रादि अन्तरज्ध परिग्रह का भी अनुमान करा देता है । 
यदि यह कहा जावे कि शरीर की गर्मी से वायु-का्यिक श्रादि 
जीवों का विघात न हो इस , अ्रभिप्राय से स्वशरीर-सम्बन्धी 
राग न होनेपर भी वस्त्र का ग्रहण होता है ती यह कहना ठीक 
नहीं क्योंकि इससे बस्त्र का त्याग करने वाले मुनियों के हिसा 
का प्रसड् झा जावेगा । उनके शरीर की गर्मी से भी तो वायु- 


ग्रध्यात्म तरज्िणी ११३ 


कायिक ग्रादि जीवों का विघात सम्भव है और ऐसी दशा में 
नग्न रहने वाले अहेन्त भगवान्‌ भी मोक्ष प्राप्त न कर सकेंगे 
ग्रौरन उसका उपदेश भी । स्वस्थ ग्ृहस्थ ही श्रहिसक कह- 
लावेंगे और वे ही मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे । यदि यह कहा जावे 
कि 'मुनि वस्त्र रहित होते हैं यह हम नहीं मानते तो यह कहना 
ठीक नहीं क्योंकि आगम में जो दस प्रकार के कल्प बतलाये 
हैं उनमें वस्त्र रहित मुनि का उपदेश दिया गया है। दूसरी 
विचारणीय बात यह है कि वस्त्र ग्रहरा करने पर भी साधु हिसा 
के दोष से बच नही सकते क्योंकि जिन पर वस्त्र का आवरण 
नहीं ऐसे हस्तापादादि अवयवों की गर्मी से जीव हिसा होती ही 
रहेगी । वस्त्र में भी यूकादि सम्मूच्छेंन जीव उत्पन्न होने लगेंगे 
जिनकी हिंसा का बचाना असम्भव होगा । मस्तक तथा स्कन्‍्ध 
आदि अवयवबों से वस्त्र जब नीचे खिसक जावेगा तब उसे ऊपर 
उठाकर ठीक करना पड़ेगा और ऐसा करने से वायुकायिक 
जीवों का भी विधात होगा। यही क्यों, भ्रनेक जीवों के विधात 
का कारण होने से मुनियों के बिहार की भी रुकावट हो 
जावेगी। जिप्त प्रकार पाप का कारण होने से पशु-हिसा-जन्य 
यज्ञ छोड़ने योग्य हैं उत्ती प्रकार वस्त्र भो छोड़ने योग्य 
कहलावेगा । मयूरपिच्छ के समान वस्त्र भी संयम का 
उपकरण है अभ्रतः उसके धारण करने में दोष नहीं होना 
. चाहिये ऐसा किन्‍्हीं का कहना है सो इसका भी उक्त उल्लेख 
से निराकरण हो जाता है। बाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रह 
का त्याग करना संयम कहलाता है | जीणे हो जाने पर नये 


११४ अध्यात्म तरज्िणी 


बस्त्र की याचना करना अथवा सुई धागा से सीना, धोना, सुखाता, 
उठाना और चोरों के द्वारा चुराया जाना आदि कारणों से मन 
मे क्षोभ उत्पन्न होता हैं तथा इसका मूल कारण वस्त्र हें, तब 
वस्त्र संयम का उपकररणा कंसे माना जा सकता हैं | संयम का 
उपकरण तो दूर रहा वह उल्ठा असंयम का उपकरण हो 
जाता हैं। यदि यह कहा जावे कि लज्ना तथा शीत श्रादि को 
पीड़ा दूर करने के लिये ब॒स्त्र ग्रहण किया जाता हूँ तो फिर 
काम का दुःख दूर करने के लिये स्त्री आदि का ग्रहरा कर 
लेना उचित हैँ । यही क्‍यों ? जिस-जिस वस्तु के बिना पुरुषों 
की दु:ख होता है वह सभी उपादेय क्‍यों नहीं होना चाहिए 
जैसे कि लावकादि पक्षियों का मांसादि भी। यहां यह 
कहा जावे कि बस्त्र का अ्रृंश ग्रहण करने पर भी यथाथे में 
विरकत रहा जा सकता है परन्तु स्त्री के ग्रहणा करने पर विरक्‍्त 
नहीं रहा जा सकता तो यह कहना ठीक नही, क्‍योंकि स्त्री के 
विषय में भी यह आक्षेप और समाधान दिया जा सकता है । 
स्त्री के रहते हुए भी पुरुष विरक्‍त रह सकता है ऐसा मानने में 
क्या आपत्ति है ? श्ररे ! स्पष्ट बात तो यह है कि जो स्त्री 
परिषह के जीतने में कातर है और शरीर से जिनका राग नही 
छूटा है वे ही वस्त्र को ग्रहरा करते हैं । इससे यह स्पप्ट ही 
सिद्ध हो जाता है कि जहाँ वस्त्र है वहीं दोनों परिग्रह विद्यमान 
हैं श्रौर परिग्रह के रहते हुए संयमी कहलाना पूर्ण विडम्बना है। 
यदि यह कहा जाय कि परिग्रह का लक्षण तो ममेदंभाव---यह 
मेरा है, इस प्रकार का परिणाम है। जिस प्रकार मयूरपिच्छ 


प्रध्यात्म तरज्िणी ११५ 


और कमराडलु रखते हुए भी उनमें ममेदंभाव नहीं होने से मुनि 
परिग्रही नहीं कहलाते उसी प्रकार वस्त्र के रहते हुए भी ममेदं- 
भाव का अभाव होने से मुनि परिग्रही नहीं कहला सकता ? 
तो यह कहना ठीक नही, क्‍योंकि ममेदंभाव के बिना वस्त्र का 
सद्भाव हो ही नहीं सकता । यदि वस्त्र नीचे खिसक जाता है 
या गिर जाता है तो उसे हाथ से उठाकर पुनः यथास्थान 
धारण किया जाता है। यह सब क्रिया ममेदंभाव के बिना ही 
होती है ऐसा कौन सचेतन विश्वास करेगा । अन्यथा स्त्री का 
आलिज्धन आदि करने पर भी पुरुष का उसमें ममेदंभाव नहीं 
कहलावेगा । कहने का तात्पय यह है कि वस्त्र के सद्भाव में 
बाह्य और आभ्यन्तर दोनों परिग्रह विद्यमान रहते हैं ग्रतः स्त्रियों 
के मोक्ष नहीं हो सकता । जिस प्रकार उड़द का पाक बहिरज्भ 
और अन्तरड्भ दोनों साधनों पर अवलम्बित है उसी प्रकार 
मोक्ष भी बहिरड्भ और अन्तरड्भ दोनों साधनों पर अवलम्बित 
है । निष्परिप्रहता ही मोक्ष क। बहिरज्ध और अन्तरज्भ साधन है 
स्‍त्री के इन दोनों का ग्रभाव है ग्रत: मोक्ष नहीं हो सकता । 


इसके सिवाय आगम में भी कही ऐसा उल्लेख नही मिलता 
जिसमें कि स्त्री को मोक्ष होना बतलाया हो । 

प्रशन--पआ्रागम में यह तो स्पष्ट लिखा है कि पुरुष वेद का 
भ्रनुभव करते हुए पुरुष क्षपक श्रेरपी को प्राप्त हो सिद्ध होते हैं 
अन्य वेदों--स्त्री तथा नपुसक वेदों का भी अनुभव करने वाले 
पुरुष ध्यान में लीन होकर सिद्ध हो जाते हैं। इस आ्रागम में स्त्री 


११६ अ्रध्यात्म तरड्िणी 


वेदी तथा नपुंसक वेदी को भी मोक्ष होना बतलाया है फिर कंसे 
कहा जाता है कि आगम में स्त्रो मुक्ति का उल्लेख नही हा 

उत्तर--ग्रागम वाक्य का आप गलत अर्थ लगा रहे हैं । 
उसका सही श्रर्थ यह है कि जो पुरुष, पुरुष-बेद का अनुभव करते 
हुए क्षपक-श्रेणी पर आरूढ होते हैं वे मुक्त को प्राप्त होते हैं 
साथ ही अन्य वेदों--स्त्री और नपुसक वेदों का भी अनुभव 
करने वाले पुरुष ध्यान मे निमग्त हो मुक्ति को प्राप्त होते हैं । 
यहाँ दोनों ही स्थलों में 'पुरुषा इस पद का सम्बन्ध लगाना 
चाहिये । कर्मभूमिज मनुष्य के बाह्य में पुरुष होने पर भी 
ग्रन्तरद्ढ में स्त्री अथवा नपंसक वेद का उदय हो सकता है ऐसे 
जीव यदि क्षपक-श्रेणी पर आरूढ होकर ध्यान निमग्न हो जाते 
हैं तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उक्त प्रागम मे यह तो नही लिखा 
कि स्त्री अथवा नपुंसक वेद का अनुभव करने वाली स्त्री ध्यान 
निमग्न हो मुक्त हो जाती है । आ्रागम में ऐसा लिखा है कि जो 
यथार्थ रूप से (करणानुयोग की पद्धति से ) रत्नत्रय की आरा- 
घना करता है वह जघन्य रूप से सात आझाठ भवों में और 
उत्कृष्ट रूप से दो तीन भवों मे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर 
जब से यह जीव सम्यग्दशन की श्राराधना करता है तब से 
इसका स्त्रियो मे जन्म ही नहीं होता है। सम्यग्हृष्टि जीव किसी 
भी गति की स्त्रियों में उत्पन्त नही होता यह बात आंगम में 
सवंत्र उपलब्ध है। जब कि सम्यस्हष्टि-जीव का स्ल्रियों में 
जन्म ही नहीं होता तब स्त्री को मुकक्‍ित प्राप्त होती है ऐसा 
कहना केसे सगत हो सकता है । 


अ्रध्यात्म तराज्रिणी ११७ 


स्‍त्री की मुक्ति नहीं होती इस विषय में एक अनुमान यह 
भी हो सकता है कि यतः मोक्ष विशिष्ट ध्यान का फल है ग्रतः 
सन्नी को मोक्ष नहीं हो सकता। जिस प्रकार कि स्त्री के सप्तम 
नरक में ले जाने वाला विशिष्ट अश्युभ--रौद्रध्यान नहीं होता 
उसी प्रकार उसके मोक्ष प्राप्त कराने वाला विशिष्ट शुभध्यान--- 
शुकलध्यान भी नहीं हो सकता । इस सब कथन का सारांश यह 
है कि स्त्रियां ग्रधिक से अधिक तपश्चरण करने पर भी सोलहवें 
स्वगे से ग्रागे नहीं जा सकती और अधिक से अधिक पाप करके 
भी छठवें नरक से नीचे नहीं जा सकतीं । श्वेताम्बर मतानुयायी 
को छोड़ कर अन्य कोई बुद्धिमान स्त्री को मोक्ष होता है ऐसा 
निरूपण नहीं करते । इस इलोक की व्याख्या करते हुए संस्कृत 
टीकाकार ने आ्ाचाये प्रभाचन्द्र के प्रमेष-फमल-मातंण्ड का आश्रय 
लेकर स्त्री मुक्ति खण्डन का विशद विवेचन किया है। संस्कृत 
टीका और प्रमेय-कमल-मातेण्ड का आश्रय लेकर इस विद्येषार्थ 
में मेने भी उक्त विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है 
॥२६।। 

जरूथमन्थरंप्रमथ सार्थकद्थ्यंमानभूजिप्रमुख गणनाथप्रविततती र्थो- 
पासनसनोरथेडेहागडडकप्रवाहप्रतोषित भृड़गनोपतोन भौतिकेन्द्रियवादसद- 
मेदुरवदनप्राप्ततमुण्डमुण्ड लभसितपाण्डुपिण्डतपस्विन:-_ करतलकलित- 
कुवलफलवदलिलं त्रिकालत्िलोकविषयं वस्तुकदम्वबक केवलज्ञानेन 
साक्षात्कललथति केबलिनि बीतरागे व्यजनवेजयन्तीविततसितातपत्र- 
अयादिक किमपि नास्तोति विवदसानान्‌ निराकुर्वाणत भक्तिप्रागभार- 
प्रद्लामरेसद्रादिदेवसंदो होपरचितगन्धकुटयाय्ष्टमहाप्रातिहार्यान्‍्त॑ प्राज्य- 
साम्न/ज्यसुख तन्नास्तीत्युपदर्शयन्तः पौष्पीबृष्टीत्यादिता नन्‍्दन्ति,सूरथः--- 


श्श्८ प्रध्यात्म तरड्रिणी 


पौष्पी वृष्टि: प्रभाणां बलयमसदूशं दुन्दुभीनां निनाद- 
सत्रीरिच्छत्राण्यशोको द्युतरुरुभय॒तइचामरारां प्रचार: । 
उक्तिश्चित्राभिषेये हरिभिरभिय॒तं पीठमत्यद्धतार्था 
लक्ष्मी रन्यापि शक्र: परिचरति मुदा देवसाम्राज्यमेतत्‌ ॥ ३० ७ 
परिचरति करोति। कः ? शक्रः दच्चीपति:। किस्‌ ? देवसाम्राज्यं 
देव: कृत देवस्थ वा साम्राज्य सम्राटत्वसू । किंभूतस्‌ ? एतत्‌ प्रत्यक्षी 
भतम्‌। कया ? मुद्रा हषेंर।। यत्र किस ? भवति। का वृश्टिवंधंणं प्रकिर: । 
किस्भता ? पोष्पी सनन्‍्दारकुन्दकुवलयकोकनदपुष्पासरणासियस्‌ । तथा किस ? 
वलयम्‌ । कासाम्‌ ? प्रभाणाम्‌ तेजसाम। किभतसम्‌ ? प्रसहशमद्वितो- 
यम्‌ । मुहु:ः कः ? निनादोध्वनि:। केषामस्‌ ? दुन्दुभीनां साथ्थद्वादशकोटी- 
वाद्यानाएु । पुनः कानि ? छत्राशि । कतिसंस्योपेतानि ? श्रीणी । तथा 
कः ? पभ्रशोक: कडूः लिः। तथा दुतरु: देव वृक्ष: । तथा कः ? प्रचार: 
प्रवृत्ति: । केषास्‌ ? चामरारां चतु.षश्टिप्रकीर्णकानाम्‌ । कथस्‌ ? उभयतो 
द्वारोभयपाश्वे। तथा का ? उक्तिः सर्वाज्धीशोध्वनिविशेषः । क्‍्य ? 
चित्राभिधेये नानाप्रतिपादं । तथा किम ? पीठं सतल्लिका ! किभृतस्‌ ? 
प्रभिधृतमूढ़म्‌ । के: ? हरिभिः सिहे:। तथा का ? लक्ष्मी: । किभता ? 
प्रन्थाप्यपरापि । भूयः किभूता ? श्रत्यदूभुता साश्वयंप्रयोजना । भ्रयत्न- 
रत्नचयचूण ध्लीसालामलकोपलच अच्चन्द्रका त्ताइनेक सारिणक्यप्राका- 
रानतःस्थितनानानाट्यशाला नठल्लटह॒देबाडूनापाड्संग लत्कुतृहल 
निलिम्पसकुलामानसानमेरु मूलोन्यूल नवलालमानस्तम्भचतुष्टयोपशोभि 


प्रसुनसोरभभ्रमर भासिनीसज्जुगुज्जब्चन्दन चम्पकाशशो का द् नेका नो क हो द्यान 
बल्‍लोवनखातिकापरिक्षिप्तमा लाप्वजादिकदलोसन्तान पद्मरागपुष्परागा- 


नेकरत्नस्तुपेन्रनीलप्रवाल मुक्ताफलोपकल्पिततो रणोच्छलब्नानाभीषु- 
सनन्‍्तानसंपादिताकाशपितान समवसररां कनककमलप्रचारं भक्तिप्ररशत- 
सभोौलिराखण्डल:स्वयमित्थं देवसाज्नाज्य॑ विदधातीति भ्रणीतवृत्त- 
संहत्यर्थ: ॥ ३० ॥॥ 


शध्यात्म तरज़्िणी ११६ 


ग्रागे द्वितीय शुक्लध्यान के फलस्वरूप प्राप्त हुए अप्ट 
प्रातिहायों का वर्शोत करते हैं-- 
पुष्प वृष्टि, अनुपम भामण्डल, दुन्दुभियों का शब्द, छत्रत्रय, 
देवनिमित अशोक वृक्ष, चामरों का प्रचार, विविध पदार्थों का 
निरूपण करने वाली दिव्य-ध्वनि, सिंहों के द्वारा धारण किया 
हुआ आसन, भ्राइचयेकारी अद्भुत लक्ष्मी और बड़े हर्ष के साथ 
इन्द्र द्वारा परिचर्या का किया जाना, हे भगवन्‌ ! यह सब 
ग्रापका साम्राज्य है । 
विशेषार्थ---कर्मो की १४८ प्रकृतियों में तीर्थकर प्रकृति 
सर्वेश्रेष्ठ प्रकृति है। शुक्लध्यान के द्वितीय भेद के प्रभाव से 
६३ प्रकृतियों का क्षयकर जब तीर्थंकर भगवान ते रहवें ग्ुण- 
स्थान में पहुँचते हैँ तब उनके तीथथंकर प्रकृति का उदय शुरू 
होता है। उसके प्रभाव से समवसरणरा में देवों द्वारा अ्रष्ट प्राति- 
हायेरूप महाविश्वूति प्रकट हो जाती है। विस्तृत समवसरण 
के मध्य गन्धकुटी में जिनेन्द्रदेव अन्तरीक्ष विराजमान रहते हैं। 
देवनिरमित र॒त्नमयी सिंहासन होता है, उस पर कमल की 
रचना होती है, उस कमल के चार अंग्रुल ऊपर अन्‍्तरीक्ष में श्री 
जिनेन्द्र देव विराजमान रहते हैं, उस सिंहासन के पाद, सिंहों के 
द्वारा धारण किये हुए होते हैं, पास ही अशोक वृक्ष होता है । 
इसके विषय में अन्यत्र ऐसा लिखा मिलता है कि भगवान्‌ को 
जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है समवसरण में वही 
अशोक वृक्ष कहलाता है श्र्थात्‌ उसी वृक्ष के आकार का देव- 
निर्मित वृक्ष भगवान के सिंहासन के समीपस्थ होता है। भगवान्‌ 


१२० ग्रध्यात्म तरज़्िणी 


के पीछे ग्रनुपम भामण्डल होता है उस भासराडल का ऐसा 
विचित्र प्रभाव होता है कि उसमे दर्शकों को अपने सात सात 
भव दिखते हैं । देवों के द्वारा, मन्दार, सुन्दर, नमेरु, पारिजात, 
रस्तानक आदि कत्पव॒क्षो के पुप्पो की वर्षा होती है । साढ़े बारह 
करोड़ दुन्दुभियों का मनोहर शब्द होता है। भगवान्‌ के सिर पर 
छत्रत्रय शोभा देते हैं । यक्ष चौंसठ चमर ढारते हैं। नाना पदार्थों 
को निरूपगा करनेवाली दिव्यध्वनि प्रकट होती है। इसका ऐसा 
अतिशय होता है कि वह उद्गम-स्थान से निरक्षर होने पर 
भी श्रोताओं के कर्णा कुहर तक पहुंचते-पहुँचते साक्षर हो जाती 
है और सब श्रोता उसे अपनी-अपनी भाषा में समझ जाते हैं । 
समवसरण की समग्र लक्ष्मी आद्चय उत्पन्न करती है। अधिक 
क्या कहा जाय, देवराज इन्द्र भी उस समवसररणा में सामान्य 
किड्धूर की तरह परिचर्या करता है। अहंन्त जिनेन्द्र का 
साम्राज्य ऐसा अनुपम साम्राज्य है ॥३०॥। 


ननु निखिलायबोध साक्षात्कूृसकल ज्ञानज्लेपध्यातव्य स्मरस्पोयार्था- 

भावास्नष्टमोहत्वाच्च विचित्रचिन्ताभावा द्विधेः पूर्वकत्वात्प्रतिषेधस्पेत्येक- 

चिन्तानिरोधलक्षणं ध्यानं भगवति न संभवतीति साप्षयिका विप्रति- 

पद्चन्ते तेषां विप्रतिर्षात परिजिहोष॑बो वदन्ति कमंन्दिवुन्दारका ध्येय 
मिल्यादि--- 

ध्येयं रमाय न किज्चिलूगवति निखिलाध्यक्षपक्षावसेये, 
तत्रतद्धयानसीहाबसमकलुषतया तत्समत्वाय यापि । 
तत्साम्ये तद्व्यपायावहुसमयसमावेक्षणा वा मनीषा, 
नो चेदात्स प्रदेशव्यसनसभमसनारम्भरों वा प्रयत्नः ॥३ १॥ 


भ्रध्यात्म तरड्लिणी १२१ 


नास्ति किस ? ध्येयं ध्यानोयं तथा स्मार्य स्मतंब्यस्‌ । किस ? 
किड्िचिदपि वस्तु । क्‍य ? भगवति जिने। किभते ? निखिलाध्यक्षपक्षा 
बसेये निखिल सकलमध्यक्षपक्षं प्रत्यक्षपक्षमवसेयं ज्ञातव्यं यस्य तस्मिन ॥ 
भवति । किस ? ध्यानसख्‌ । क्य ? तन्न सर्वज्षे । किस ? एतत्पत्यक्षी भूतम्‌ । 
का ? यथा ईहा चेष्टा प्रवत्ति:। कसम ? तत्समत्वाय तेषामघातिकमंणां 
समत्व॑ समस्थितिकत्व॑ तस्म यावन्मात्रमेवायु: कम्स तावन्सात्रमेब नास- 
गोत्र बेदनीय कर्मारिण कर्तुसित्यर्थ:। कया ? श्रसमकलुषतया विषम 
स्थिति कर्ंतया। पुनर्ध्यानस्‌ । का ? सनीषा विज्ञानपरिरतिर्वा । 
किभता ? तद्व्यपायावहसमयसमावेक्षरा तेषामघाति कस्सेंरां व्यपायों 
विप्लोष: पृथक्कररसामित्येकार्थ:। तमावहति प्रापपति सचासो समय: 
क्षगस्तस्य समावेक्षरामबलोकनं यस्था: साकस्मिननपि तत्सास्येषपि । 
तेषां कमंरणां समस्थिति कत्वेष्पि। नो चेदथवा ध्यान । कः ? 
प्रयत्नो वा प्रयत्न एवं। कि भतस्‌ ? आत्मप्रदेशव्यसनसमसनारम्भरतः 
ग्रात्मा जीवस्तस्य प्रदेशा जोवसंश्लेष स्वभाव नामगोत्रवेदनीयपरिणामा 
स्तेषां ग्यसन दण्डादिरूपतमाकषेयरपं समसन॑ लोकप्रत रख्ूपेरारोपरपं तयो- 
रारम्भरं समान: सः। नहि शुद्धनिश्वयनयापेक्षया ज्ञानानन्दाद्यनेकस्व- 
भावस्य परात्मनो ध्यानरूपतास्ति पर प्रामारिकः प्रमाणनयनिरुपरा- 
प्रवण:ः प्रत्यक्षादि प्रमाण: परमात्मनि तथा तथा स्वाभाविकों परिणरति 
परिच्छेद्य तत्तद्धानोपचरोपदेश: कृत इति व्याकृतवृत्तसंकलितार्थें: ॥ ३१॥ 


आगे समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले केवलो भगवान्‌ 
के एकाग्रचिन्ता-निरोधरूप ध्यात किस प्रकार सम्भव है यह 
कहते हैं-- 

समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले जिनेन्द्र भगवान के 
यद्यपि ध्यान करने योग्य अथवा स्मरण करने के योग्य कोई 
पदार्थ नहीं है फिर भी उनके ध्यान होता है ऐसा व्यवहार है 


१२२ अ्रध्यात्म तरड्िणी 


ओर उस व्यवहार का कारण यह है कि किन्हीं-किन्हीं केवलियों 
के आयु कर्म की स्थिति कम और वेदनीय, नाम तथा गोत्र कर्म 
की स्थिति श्रधिक होती है। कर्मों की इस विषम स्थिति को सम 
करने के लिये केवली भगवान्‌ को जो चेप्टा या प्रवृत्ति होती 
है उसे ध्यान कहते हैं । अथवा उन चारों भ्रघातिया कर्मों की 
स्थिति की समानता होनेपर उनके क्षयकाल का अवलोकन करने 
वाली जो विज्ञानमय परिणति है उसे ध्यान कहते हैं । अथवा 
यदि इसे ध्यान नहीं माना जावे तो दशड, कपाट, प्रतर और 
लोक-पूरणा रूप सम्॒ुद्धात के समय फैले हुए आत्म प्रदेशों को 
संकुचित करने के लिए केवली भगवान्‌ का जो प्रयत्न होता है 
उसे ध्यान समभना चाहिए । 

विशेषार्थ--किसी एक पदार्थ मे ग्रन्तमु हते के लिए ज्ञानो- 
पयोग का स्थिर हो जाता ध्यान कहलाता है। ध्यान का यह 
लक्षण क्षायोपशमिक ज्ञान में ग्रच्छी तरह घटित हो जाता है 
क्योंकि यह क्रमवर्ती होता है, परन्तु केवलज्ञान तो एक साथ 
समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। ऐसा कोई पदार्थ अवशिष्ट 
नहीं रहता जिसका कि उनके केवलज्ञान में प्रत्यक्ष न हो रहा 
ही । ऐसी दशा में इस प्रश्न का होना स्वाभाविक है कि केवली 
भगवान्‌ के ध्यान किस प्रकार सम्भव है ? आगम में उनके 
सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरत-क्रिया-निवर्ती ये दो शुक्ल- 
ध्यान बतलाये भी हैं। सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती तेरहवे गुरस्थान 
में होता है और व्युपरतक्रियानिवर्ती चौदहवें गुण-स्थान में 
होता है। इसका समाधान इस प्रकार है कि मात्र ज्ञानोंपयोग 


ग्रध्यात्म तरज्िणी १२३ 


की स्थिरता को ही ध्यान नहीं कहते किन्तु आत्मप्रदेशों की 
निष्कम्प दशा प्रकट होने को भी ध्यान कहते हैं। सृक्ष्मक्रिया 
प्रतिपाती ध्यान में निष्कम्प दशा का प्रागभाव है और व्युपरत 
क्रियानिवर्ती में उसकी पूर्णाता है। किन्‍्ही केवलियों की आयु 
कर्म की स्थिति भ्रल्प रह जाती है और अ्वशिष्ट तीन अघातिया 
कर्मो की स्थिति अधिक होती है। अतः उन अविशिष्ट तीन 
अधातिया कर्मों की स्थिति आ्रायुकर्म के बराबर करने की उन्हें 
जो भी चेष्ठा करनो पड़ती है उसे ध्यान कहा है । अरब प्रश्न यह 
होता है कि जिन केवलियों के चारों श्रघातिया कर्मों की 
स्थिति समान है और इसीलिए जिन्हें समीकरण का प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता है उनके ध्यान किस प्रकार सम्भव है ? इसका 
उत्तर यह है कि ऐसे केवलियों के अधातिया कर्मों के क्षयकाल 
का समवलोकन करनेवालो जो ज्ञानपरिणति है वही ध्यान 
कहलाती हैं अथवा आत्म-प्रदेशों के विस्तार को संकुचित 
करने के लिए केवलीभगवान्‌ का जो प्रयत्न है वह ध्यान 
कहलाता हैं । इन उल्लिखित विवक्षाओं द्वारा केवली भगवान्‌ 
में ध्यान का अस्तित्व सिद्ध होता है ॥३१॥ 


पू॑वृततो दितव्यसनसमसनपदा्थंसविद्घाना: सकलतत््व शास्त्रगहना- 
ब्रगाह निर्शोताध्यात्मसारा: सारसारस्वतरसस्पन्दसाद्रीकृतनिखलभुवना- 
भोगाः सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति तृतीय शुक्लध्यानं व्याधिब्यासबदोपनुचानच ऋ 
श्वरा श्रायुषीत्यादि दंध्यनन्ति--- 

झ्ायुष्यन्तमूं हुत॑ सति समयचतुष्कावधावेब काले, 

कृत्वा दण्ड कपार्ट प्रतरमय जगत्पुरणं चाप्यसो स्वम्‌ । 


१२४ ग्रध्यात्म तरज़्िणी 


संक्षिप्पाघातिकर्माहितसहशदशः. पुवंदेहप्रमार:,, 
सुक्ष्मकाड्ोप्न्ययोगप्रविगसकर णात्स्थात्सयोगी ततीये १३ २। 


स्याउूबेतु । कः ? सयोगी सयोगिजिन:। किम्भतः ? सुक्ष्मकाज़: 
सुक्ष्म सकलजगरव्यापिस्वभावरचितमेकमद्वितोषमज कायो यस्य सः। 
कस्मात्‌ ? ग्रन्ययोगप्रविगमकरणात्‌ । श्रन्यः पर: सयोग: कर्म तस्य 
प्रविगमों विनाशस्तस्य करण निव्वर्तनं तस्मात्‌ सर्ववाडः मानसकाययोगं 
बादर ,काययोगं व विहाय सुक्ष्मकाययोगमवलस्बत इत्यर्थ:। क्‍्व ? 
तृतीये सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्याने । मुहं: किभूतः ? अघातिकर्माहितसहश- 
दशवः अधातिकम्मणां वेद्यायुर्नामगोत्राणामाहिता कृता सहहादशा 
समावस्था येन सः । भूयः किभ्तः ? पृष्वंवेहप्रमारा: समुत्पन्नकेवलज्ञान 
शरोरमात्र इत्यर्थ:। कि कृत्वा ? संक्षिप्प क्षिप्वा । कम्‌ ? स्वसघाति 
कर्मावष्टब्धात्मानस्‌ । संक्षेपणमपि किस ? कृत्वा। हुंत्वा, किस ? दण्ड 
दण्डाकारात्मप्रदेशं तथा कपाट कपाटाकारात्मप्रदेशं तथा प्रतर॑ पुर्व्बापर 
जगद विभागाच्छादन तथा भ्रथ भ्रहों जगत्पुरणं सकललोकप्ररां | क्‍व ? 
झ्रायुष्ि प्राशनि जीवितव्य इति यावत्‌ । किभूते * प्रन्तमुंह॒र्ते द्विघटिका 
घटनकाले । कस्सिन्‌ ? काले । किम्भते ? समयचतुप्कावधानेव समय- 
चतुष्टयपरिभारा एव । कस्मिन ? समये दण्डाकारप्रदेशान्विन्यस्य तस्मि- 
न्नेव संहृत्य पुनद्वितीये समये कपाटाकार विधान संहररो बिधाय । मुह 
स्तृतीये प्रतराक्षारप्रदेशसर्ज न--विसर्जन चू भूयश्चतुर्थसमये लोकपुरर- 
करणसंहारे तर कृत्वेत्ययं:। यदा पुनरन्तर्मुह्ुतंशेषायुष्कस्ततो5घिक- 
स्थितिशेषकर्मब्ययों भवति योगी तदात्मोषयोगातिशायस्थ सामायिक- 
सहायस्य महासंवरस्यालघुकम परिपाचनस्थाशेषकर्म रेरए परिशातन 
शक्तिस्वाभाव्यदण्डकपाटप्रतरलोकप्रणानि स्वात्मप्रदेश विस तश्चतुभिः 
समये: कृत्वा समुपहृतप्रदेशविसरण: समोकृतस्थितिशेषकर्स चतुष्ठयपूर्व - 


जन. हनभे बज जज >>. 


१ दशः त. 


ग्रध्यात्म तरज़्िणी श्र 


शरोरप्रमाणोभत्वा व सुक्ष्मकाययोगेन सुक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्याय- 
तीति व्याख्यातवृत्त सभुदायार्थ: ॥ ३२ ७ 

ग्रागे सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाती शुबलध्यान का वर्णोत करते 
ही 

अन्नमु ह्त प्रमाण झायु के शेष रहने पर चार समयों में 
जिन्होंने अपने आपको दराड, कपाट, प्रतर और लोकप्रण के रूप 
किया है तथा उतने ही समय में श्रपने आत्म प्रदेशों को संकु- 
चित कर जिन्होंने पूर्व शरीर प्रमाण कर लिया है एवं इस 
क्रिया से ग्रधातिया कर्मों की स्थिति समान कर दी है ऐसे सयोग 
केवली भगवान्‌ जिनेन्द्र तृतीय शुक्लध्यान के समय अन्य योगों 
का अभाव कर मात्र सूक्ष्म काय-योग को धारण करने वाले 
रह जाते हैं । 

विशेषाथ--आत्म प्रदेशों के परिष्पन्द को योग कहते हैं । 
मानवात्मा में यह परिष्पन्द मन वचन और दरीर सम्बन्धी 
क्रियाओं से होता है। यही तीन योग कहलाते हैं। मनुष्य के 
प्रारम्भ से लेकर बारहदवें गुणस्थान तक तीनों योग होते हैं। 
नोइन्द्रियमतिज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से संज्ञी पंचेन्द्रिय 
जीव के जो विचाराविचार शक्ति प्रगट होती है उसे भावमन 
कहते हैं । भावमन क्षायोपशमिक ज्ञान की परिणति है श्लौर 
यत: बारहवें गुणास्थान के अन्त में समग्र ज्ञानावरण कम का 
क्षय हो चुकता है भरत: उसके आगे भावमन का व्यवहार नहीं 
होता । फलस्वरूप मनोयोग का वास्तविक सदुभाव बारहवें 
गुगास्थान तक ही होता है, हां द्रब्य मन की रचना तेरहवें 


१२६ ग्रध्यात्म तरखझ्िणी 


गुणगास्थान में भी बनी रहती है और उसके पोषण के लिये मनो- 
वर्गणा के परमाणुओं का झ्रागमन भी होता रहता है इसलिये 
उपचार से तेरहवे गुणास्थान से भी उसका अस्तित्व होता है। 
तेरह॒वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल आठ वर्ष अन्तमु हृतेकम एक 
कोटी वर्ष पूर्व प्रमाण है। इस दीघे समय में भगवान्‌ का विहार 
तथा दिव्यध्वनि आदि के लोकोपयोगी कार्य होते रहते है । इस 
दीघंकाल में इनके ध्यान नहीं होता । वचनयोग और काययोग 
के द्वारा लोक कल्याण ही मे इनकी प्रवृत्ति होती है परन्तु जब 
अ्रन्तमु हते को आयु शेप रहती है तब वचनयोग नष्ट हो जाता 
है, दिब्यध्वनि आदि क्रियायें बंद हो जाती है । उस समय यदि 
आयुकर्म की स्थिति अल्प और अवशिष्ट तीन अ्रधातिया 
कर्मो की स्थिति अधिक होती हो तो समीकरणा करने के लिये 
उनके श्रात्मप्रदेशों में दरगड, कपाट, प्रतर और लोकपूरो रूप 
अवस्था होती है । इस अवस्था में चार समय लगते है। पहले 
समय में आत्मा के प्रदेश नीचे से लेकर लोकान्त तक दण्ड के 
आकार लम्बे हो जाते हे। दूसरे समय में कपाट के आकार 
चोड़े हो जाते है तीसरे समय में वातवलय को छोड़कर समस्त 
लोक मे व्याप्त हो जाते हैं इसे प्रतर कहत हैं श्रौर चौथे समय 
में बातवलयों में भी व्याप्त हो जाते है इसे लोकपूरा कहते हैं । 
इस क्रिया से भ्रवशिष्ट अ्रघातिया कर्मो की स्थिति घट कर 
आयु के बराबर हो जाती हुँ । फिर क्रम से चार समयों में 
आत्मप्रदेशों को संकोचित कर चौथे समय में पूव॑देह प्रमाण 
हो जाते हैं। इस समय इनके मात्र काययोग रह जाता है वह 


भ्रध्यात्म तरज्िणी १२७ 


भी अत्यन्त सूक्ष्म । इसी समय सयोगकेवली जिनेन्द्र सूक्ष्मक्रिया- 
प्रतिपाती नामका तृतीय शुक्लध्यान प्रकट करते हैं और पू्वे की 
अपेक्षा असंख्यात ग्रुणी निर्जंरा करने लगते हैं। सयोगकेवली 
जिनेन्द्र के जो समुद्घात होता है वह इच्छापूर्वक नहीं होता 
क्योंकि इच्छा का कारण मोहोदय है जोकि दशम गुएस्थान तक 
ही रहता है । यह सब प्रवृत्ति स्वयमेव हो जाती है और सब 
केवलियों को करनी पड़ती हो सो भी नहीं । जिनके अधघाति- 
चतुष्क की स्थिति विषम होती है उन्हीं के यह क्रिया होती है 


।।३२।। 
विगलन्नखिलशरीरवचनमनोयोगोच्छ वासनि:श्वाससंस र णह रण- 


सकलप्रदेद्ञपरिस्पंदाकर णसुक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानसम्बन्धोद्भूतसमीकृता - 
द्धातिकस्मंप्रतानस्वाभाविकह ग्शप्तिमुकुरप्रतिफलित लोफालोकज्ेयायोगि- 
जिनः समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति (निवर्ति) चतुर्थ शुब्लध्यानोपक्रमायो- 
पक्रमत इत्युपद्शयन्तः सत्येत्याद्यनुशासति सुरयः--- 
सत्यात्मन्यात्मरूपे बिरसमति भरुति त्यक्तसड्भ 5घयोगे, 
क्षोरपोल्लाघे क्रियोधे समधियति यथाख्यातचारित्रमत्र । 
प्रोन्‍्मुक्ताशेषदोबे भवति कनकवत्प्रान्त शुक्लोपपल्ने, 
मोक्षो5यो गिन्यवद्यं यदविकल विधो काररे को बिलस्व: ॥३३॥ 


भवति । कः ? सोक्षो निखिल फर्माभाव: । क्‍्य ? अयोगिनि सर्वज्षे । 
कथसु ? श्रवश्यं नियमेन । कुतः ? यद्यस्मात्‌ । को विलस्बः ? कि विल- 
स्थन न किसपोत्यर्थ:। कक्‍य ? काररो हेतो। किभूते ? श्रविकलविधो 
परिपूर्णतमे । क्‍्य सति ? भवति। कस्मिन्‌ ? पश्रात्मनि परमात्मनि । 
किस्भूते ? आत्मरूपे चिदानन्दबोधाद्यनन्तचतुष्टय स्वभावे | सुहुः क्य ? 
विरसति विनश्यति । कस्मिन्‌ ? मरुति वायो प्राशापानपवन इत्ययं:। 
पुनः क्‍्य ? श्रधयोगे भ्रधात्यधसस्थन्धिनि । किभूते ? व्यक्तसड् विश्लिष्टा- 


१२८ ग्रध्यात्म तरज्िणी 


त्मसंश्लेषे । भूयः कब ? क्रियौधे क्रियासंघाते । कि विशिष्टे ? क्षीणोल्वाघे 
बिनष्ट उल्लाघः सामर्थ्य (यस्य तस्मिन) क्रियाकलापपरिष्पन्दश्न्य इति- 
यावत्‌ । पुनः कक्‍्व ? समधियति सम्यगधिक गच्छति । कि ? यथारूयात- 
घारिश्रं चारित्रमोहस्य निरवशेषस्योपशमक्षयाच्चात्मस्वभावावस्थोपेक्षा- 
लक्षण । यथाख्यातचा रित्रम्‌ । ग्रथवात्मस्वभावो5वस्थितस्तथे वाख्यात- 
चारित्रात्ससकल कम्मंक्षय परिसमाप्तिभंवतीति ज्ञाप्यते । क्‍्य ? अन्ना- 
योगिजिने । किम्भूते ? प्राप्तशुक्लोपपन्ने । श्रन्त्यव्युपरतक्रियानिवृत्ति 
(निर्वात) स्वभावसितध्यानाशिते । भूयः । किम्भूते ? प्रोन्मुक्ताशेषदोषे 
प्रकष न्‍्मुकता श्रशेषा: सर्वे दोषा द्रव्यभावकर्माणि। द्रव्यकर्मारि तत्र 
पुद्गलात्सकानि ज्ञानावरणादीन्यष्टोमलप्रकृतिविशेषात्तथाष्टचत्वा रिश- 
दुत्तरशतमुत्तरप्रकृतिभेद।नु । भावकर्माशि चेतन्यात्मकानि क्रोधादीनि तत्र 
जत्रिषष्टि द्रव्यकमंप्रकृतोतां सयोगकेवलिगुशस्थाने क्षयः प्रोकतोष्न्यासां 
प्रकृतीनामयो गिगुणस्थाने क्षयो5निधीयते । यदुदयादात्मनः शरीरनिवि त्ति- 
स्तच्छरोर नाम । तत्पच्विधमौदारिकवक्रीपिकाहारकत जसकाम्म रण- 
शरीर नाम भेदात्‌। तदपि पद्चप्रका रमोदारिकशरीरबन्धननामादिकस्‌ । 
यदुदयादौदारिकादि शरोरारां। विवररहितास्योन्यप्रदेशानुप्रवेशेनेकत्वा- 
पादन भवति तत्संघातनाम । एतदपि पश््चविकल्पसोदारिकशरीरसंघात- 
नासाद्ादेशात्‌ । यदुदयादोदारिकादिश रो राकृतिनिवृ त्तिभवति तत्संस्थान- 
नाम घोढा प्रविभज्यते । समचतुरखन्यग्रोधवल्मोककुब्जवामनहुण्डसंस्थान- 
नामनिरयात्‌ । देवगति देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीनामेति । यदुदयादड्भोपाडुू- 
नामविवेकस्तदड्भोपाड्भनाम । तत्त्रिविधभौदारिकवेक्रियिकाहा रकशरोरा- 
ह्ोपाडनामेति । यस्योदयात्स्पओंप्रादुर्भावस्‍्तत्सस्‍्पर्श नाभ। तदष्टविधं 
कब शमदुगुरुलघुस्निग्धरूक्षशीतोष्णनाम चेति। यस्योदयादस्थिबन्धन- 
विशेषो भवति तत्संहूनननाम । तत्‌ षडिवधघं वज्यर्षभनाराव वद्घनाराच 
नाराचाउं नाराचकी लिकासम्प्राप्तसुपाटिकानामेति पर्याप्त्यभावहेतुरपर्याप्ति 
नाम । यन्निसिसों रसविकल्पस्तद्सनास पश्चविधं तिकतकटुककुषायास्ल- 


भ्रध्यात्म तरज्िणी १२६ 


मधुरनामेति । यदुदयप्र भबोगस्घस्तद्गन्धनाम द्विविध सुरम्पसुरभिनामेति । 
यद्धेतुको वरांविभागस्तहुर्णनाम । तत्पन्थविधं कृष्णनीललोहिसपीतशुक्ल- 
बर्रा नामेति । प्रपुण्यगुशख्यापतकारणसयञ्:कीतिताम । यस्योदयादय- 
स्पिण्डबद्गरुत्वान्नणः पतति न चार्कतुलबल्लघ्त्वादृध्य गच्छति तदगुरुलच- 
नाम ।  यस्थोदयात्स््रयंकृतोदबस्धनमुत्रनादिनिभित्त उपघातो भवति 
तदुपघात नाम । यन्निसित्त परशस्त्राभिघातस्तत्परधातनाम । यद्धेतुरूछबा- 
सस्तदुच्छवासनाम । विहाय श्राकाश तन् गतेनिवर्तकात्तट्ठिहायोगतिर्नाम । 
तद्द्विविध प्रशस्ताप्रदस्तभेदात्‌। तत्र समक्रमः प्रशस्तो देवचारणानां 
विषमंक्रमोष्शस्तो मजुष्यादीनास्‌ । स्थिरतावस्थाननिव्यतेक तत्स्थिरनास । 
तदहिपरीतमस्थिरनाम । यदुदयाद्रमणतीयत्वं तच्छुभनाम । तद्विपरोतसशुभ- 
नाम । एकात्मोपभोगकररसां यतो भवति तत्प्रत्येक्री रनास । यब्निभित्तं 
मनोज्ञस्व॒रनिव्व॑ तेक॑ तत्सुस्वरनाम । तद्विपरीत दुःस्वरनाम । अ्रसातावेद- 
सनीयघू । यन्निभितात्परिनिष्पत्तिस्तन्निर्मारानास । गोत्र द्विविधसुच्चंगोंत्र 
नौचेगोत्रसिति । यस्योदयाल्लोकपुजितेषु जन्मका रण तदुच्चेगोत्र तद्रिप- 
रीत॑ नीचेगत्रिस्‌ । निःप्रभशरीरकारणमनादेयनाम । यदुदयाद्वपादिगुरो- 
पेतोष्प्यप्री तिकरस्तददुभंगनासेति । अयोगिगुरगस्थानोपान्त्यसमये एत: द्वास- 
प्ततिप्रकृतयः क्षीयन्ते । प्रान्तससमये सातावेदनोयं, मनुष्यायुः, मनुण्यगति- 
प्रायोग्यानुपृष्वी, यदुदयाद्वो व्ियादिषुत्पत्तिस्तत्त्सनाथ । यदुवयादन्यप्रीसि- 
प्रभवस्तच्छुभनाम, प्रभोपेतशरी रकारशमादेवताम,  यदुवयादाहारादि- 
पर्याप्लिनिव्व॑त्तिस्तत्पर्या प्तिनाम, पन्चाक्षतातिनाम, उच्चेगत्रिमू, पुण्यगुरा- 
रुपापनं यहा:कीतिनास, प्रन्यवाधाकरशरो रकारशं वादरनाम, झाहेंन्त्य- 
कारण तीर्थंकरत्वनाम । ताति पौदगलिकद्रव्यकर्मारिं/ तथौपदमसिकादि- 
भव्यात्ताति वे भावकर्भाण्पपि प्रोन्मुक्तानि येन स प्रोन्मुक्ताशेथस्त- 
स्मिन्निव । कनक इब यथा सिद्धौषध्युधर्बधसम्बन्धविध्वस्त बहिरन्तम्मंल- 
धातूपलजात्यजाम्यूनद इव । ततस्तदनन्तरं समुब्छिस्तक्रियानिर्यतिध्यान- 
मारभते। समुच्छिलपआरणापानप्रथार: स्ब्यकायवाइ सनोयोगः 


१२० अ्रध्यात्म तरज्िणी 


सर्वप्रदेशप रिस्पन्व क्रियाव्यापारत्वात्समुच्छिन्नक्रियानिव्वे त्तिध्याने सर्वबन्धा- 
स्रवनि रोधशेषकर्मझातनसाम यो पपत्ते रयोगिकेवलिन: सम्पुर्णा यथार्यात- 
चारित्रज्ञानदश तसं तारदुःखजालपरिष्वड्रोच्छेदतनन॑. साक्षान्मोक्षका ररं 
समृपजायते स॒ पुनरयोगकेवलो भगवांस्तदाध्यानातिशयधनंजयनिदंग्ध 
सकलमलकलद्धझूबन्धनो निरस्तकिट्टकनकपाषाणकनकवल्लब्धात्मस्वभावः 
परिनिर्ष्बातीति प्रतिपादितवृत्ततात्पर्यार्थ: ॥३ ३॥ 

श्रागे समुच्छिन्नक्रियानिवर्ती नामक चतुर्थ शुक्लध्यान का 
वर्णान प्रारम्भ करते हैं--- 

'जब आत्मा परमात्मस्वरूप हो जाता है, श्वासोच्छवास 
नामक प्रागावायु का अ्रवरोध हो जाता है, ग्रधातिया कर्मों का 
सम्बन्ध छूटना ही चाहता है, समस्त प्रकार की क्रियाश्रों का 
समूह क्षीणा हो जाता है, यथाख्यातचारित्र पूर्णाता को प्राप्त 
हो जाता है, अन्तरंग-बहिरंग सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, और 
अन्तिम शुक्लध्यान को पाकर आत्मा जहां सुवर्ण के समान 
निमल हो जाता है उस अयोग-केवली का अवश्य हो मोक्ष होता 
है सो ठीक ही है क्योंकि कारण की पूर्णाता में विनरम्ब कंसे हो 
सकता है । 

विशेषाथं--ठ्तीय शुक्लध्यान के समय काययोग द्वारा 
आत्म-प्रदेशों में सूक्ष्म परिष्पन्द होता था परन्तु चौदहवे गुण- 
स्थान में पहुंचते ही वह सूक्ष्म परिष्पन्द भी बन्द हो जाता है । 
आत्मा की ज्ञानानन्द्घन अ्रवस्था प्रकट हो जाती है, अ्रत: आत्मा 
परमात्मा बत जाता है। श्वासोच्छवास का संचार रुक जाता 
है, अधातिया कर्मों की ८५ प्रकृतियों का अस्तित्व तेरहवें ग्रुण- 
स्थान में था परन्तु चौदहवें में गुणस्थान में प्रवेश करते ही 


प्रध्यात्म तराज्धिणी १११ 


उनका संबन्ध श्रात्मा से छूटने लगता है । जो भी क्रियाएं अब- 
शिष्ट थीं उन सबका समूह क्षीण हो जाता है। यथाख्यात- 
चारित्र यद्यपि मोहनीयकर्म का क्षय हो जाने से बारहवे गुण- 
स्थान में ही प्राप्त हो गया था; परल्तु प्रदेश प्रकम्पन के रहने 
से उसमें पूराता नहीं श्राई थी । चौदहवें ग्रुणस्थान में योगनि- 
रोध होने से उसमें पूरणाता झा जाती है। राग-द्वेष-मोह आदि 
अठारह दोष बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं। इस समय शुक्ल- 
ध्यान का चतुथ भेद प्रकट होता है उप्तके प्रभाव-से आत्मा 
निष्टप्तकनकच्छाय--तपाये हुये स्वर्ण के समान उज्ज्वल हो 
जाता है और चौदहवें गुणस्थान के उपान्त समय में ७२ तथा 
अन्त समय में १३ प्रक्ृतियों का सर्वथा क्षय हो जाता है। जब 
तक कारण की पूणाता नहीं होती तब तक कार्य सिद्ध नहीं हो 
सकता । अयोगकेवली भगवान्‌ के समस्त कारणों की पूर्णाता 
हो जाती है इसलिए लघु अन्तमु ह॒ते में ही मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है। इस श्लोक को संस्कृत की टोका में कर्म प्रकृतियों 
के स्वरूप तथा भेदों का वर्णित किया गया है जो कि सर्वेत्र 
प्रसिद्ध है ॥३३॥। 

प्राज्यसा स्राज्यायये मप्रतापविश्व विश्व मरेश्वर ती थ कृच्च क्रिमक रफेतन - 
प्रसुलमहापुरुषाच्चितसमागसासारसंसा रसंसररा्षमशान्तिशरार. ज्ञान- 
शरीरनिरतिशपाक्षयसुखस्थभावलक्ष्ती संलक्षितसोक्षमानिनोवलक्षकटा- 
क्षाक्षेपविक्षेपेक्षण.. साक्षात्कररणक्षमदक्ष हतरूप (?) पूर्व्बानन्तर 
वृत्ताक्षिप्त. यथाख्यातचारित्रव्याख्यानपरं चडञ्चच्घारित्रविचा रोचित- 
चारुचाव्थोनिश्चिततत्त्वरुचितलयचि तचिदानन्दोद अदुच्य रोमा श्ोच्छलद॒ हि - 
निर्गेच्छदट 3ताविच्छगुलुच्छायाहुपतमिञ्रसं घातप्रारब्धध्यानारोषनघन्य - 


१३२ अध्यात्म तरड्रिणी 


ध्यानिजनसनस्तामरस विकाशनोष्मरश्मय: सूरयः सब्वेत्यादि बृत्त- 
मधिजगु:--- 
सर्वासां हि. क्रियाणामुपरतिमसमां प्राहुरेतच्चरित्र, 
पात्र तन्मुस्यव््या भवति खलु यतोष्योगिनो$न्यः परो न । 
प्रस्थाहुत्यम्युपेतो स्थितिरिह न भवेन्मुक्तहेतुप्रपठच, 
उत्कृष्ठाया: परो5स्पा श्रषि जगति यतो नास्ति रत्नत्रयाप्तेः ।३४। 
प्राहु: कथयन्ति । किसू ? चरित्रमाचरखबविशेषय्‌ ॥ किभृतस्‌ ? 
एतत्प्रत्यक्षी भूतम्‌ । काम ? उपर्रात व्यावृत्तिय। किभूतास्‌ ? श्रसमामतु- 
ल्याम्‌ १ परमप्रकर्षप्राप्ताम्‌। कासाम्‌ ? क्रियाणाम्‌ व्यापाराणाम्‌ । 
किभूतानास ? सर्वासां पुण्पपापरुपिणीनां शुभाशुभसंरभ्मससारम्भ 
भविष्णभवाम्मोधिविवत्तेस्वभावसु रनरतियग्ता रकभ्रि भवाविभविभा विनी - 
मामित्यर्थें: । भवति । फिस्‌ ? पातञ्न परमात्मोत्तमोत्तमपात्रम्‌ । किस तत्‌ 
दह्श नज्ञानचारित्रात्मकात्मोपयोगमात्रम्‌ । कया ? सुख्यवृत्त्या प्रधानवृत्या । 
कृत: ? यतो न खलु नवास्ति। कः ? श्रन्यः परः प्रधानपात्रतोपेत: । 
कस्मातृ ? ग्रयोगिजिनात्‌ । न भवेत्‌ न स्थातु । का ? स्थितिः व्यवस्थिति: 
स्थानस््‌ । कब ? इहास्सिन्‌ जगति। कस्पायस्‌ ? अ्रभ्युपेतावम्युपगमले । 
कस्पात्य ? निखिलोदगस विगसागस संगसन निबन्धसम ग्रव्यापारोपरमरूप- 
यथास्यातघारित्रस्प । कस्मिन्‌ ? शझ्रहेति सयोगिजिने। कुतः ? यतो 
नाप्यस्ति नव विद्यते । क: ? परोषन्यः | कः ? सुक्तिहेतुप्रपन्चो सोक्ष- 
काररा जिस्तर: । कस्याः ? रत्नत्रयप्राप्ते: सम्यग्दशनशानचारिज्रप्राप्तेः 
नन्‌ यदि रत्नत्रयप्राप्तेम क्तिहेतुतननं संतन्यते तदा व्यवहाररत्लत्नयादपि 
स्थावू। तथाहि. सर्वज्ञातीन्द्रियज्ञाननिरर्मोतजीवादिसप्ततत्वामिरोचन 
सम्परद्श नम्‌ । पच्ञास्तिकायषड़ द्रव्यनवपदार्थाद्यवगसस्वभाव सम्यग्लानस्‌ । 
सकलपापक्रियोपरमरूपं सम्यक्चारित्रसिति । न चंतस्मान्मोक्षावाप्तिरह- 
मिन्द्राविषदग्राप्तेरेवात: प्रतिसिद्धेरित्याह-उत्कृष्ठापा: परमार्थस्वभावायाः । 


भ्रध्यात्म तरड्िणी १३३ 


फिसू ? हद परसार्थस्वरूपत्वम्‌ रत्नत्रयाप्तेरिति निरूप्यन्ते। तत्रानल्प- 
संकल्पकल्पान्तानिलोच्छलितानच्छातुच्छसद्भतनित्यत्वा नित्यत्वक्रमाक्तससु 
खदुः:खादिपर्यायरड्न्‍रचडद्भदुत्तुड्भगतरड्भाभोगोदभ्र्ण तरज्धिणी पतेरिवचेतन्यर - 
त्नाकरस्यासन्नयोपकल्पितविकल्पयुगान्तमारुतोपरतनिस्तर ड्भस्वाभाविकप- 
रिसणामापननपाथोनिधिरिव कर्माकोरशानिककिस्सोराका रकषरत भूतायेशुद्धद- 
व्याधिकतयनिर्णोतव्यापकपुरांघनेकज्ञाननियतस्यात्मनो दर्शनं सम्यर्वशोनं, 
ज्ञानानन्दानन्तवोय हगात्मनो ज्ञानं सम्यग्यानं, सकलसत्क्रियासत्क्रियोपरम 
शुद्धानन्तबोधाद्यात्मपरमात्मनि चरण सम्यक्चारित्रमित्येतस्यए: 
परमप्रकर्ष प्राप्ताया रत्नत्रयप्राप्त: सिद्धिसौधाधिरोहणं भवत्येबेत्यथे: । 
सर्वक्तियोपरम रूप चारित्रमुच्चरंते सच्चरित्रचेतसलः सच्चरित्रचारिणो 
ध्योगिजिनस्थेब सत्पात्रव्यवस्थिते:।  नचाखिलक्रियाकलापर्वकल्यकलितं 
चारित्र जिनेबस्ति तदनन्तरमेबापवर्गसड्भान्तरविकलकाररात्वातू । 
यद्यत्राविकलका रणं तत्तत्र भवत्येव यथा मुहण्डचक््चोबरकुला- 
लकरव्यापाराविकलका रणकः कुटः । अ्रविकलकारणां च रत्नत्रयं सोक्ष- 
स्पेति सिद्धिजिनस्थ मोक्षाश्रयत्वसिद्धेजिनहीन॑ जगदापनीपद्यत । नचो- 
त्कृष्टरत्नत्रयं विनान्यकाररं जेनराद्धानते सिद्धिनिबन्धनमस्तीति निर्शातवु- 
त्ततात्पर्यार्थ: ॥ ३२४ ॥ 


श्रागे मोक्षप्राप्ति का अ्रसाधारण कारण जो परमयथा- 
ख्यात चारित्र है वह अ्रयोगकेवली के ही होता है ऐसा निरूपण 
करते हैं--- 

'समस्त क्रियाप्नों का अ्तुल्य--परम प्रकर्ष को प्राप्त होने 
वाला जो उपरम है यही चारित्र कहलाता हैं। मुख्यरूप से यह 
चारित्र अ्रयोगकेवली के ही होता है क्योंकि उनसे उत्दृष्ट दूसरा 
व्यक्ति इस संसार में नहीं है। यदि सयोगकेवली के इसकी 
प्राप्ति मानी जावे तो वे फिर इस संसार में न रहें; क्योंकि इस 


१३४ अध्यात्म तरज्िणी 


सर्वोत्कृष्ट रत्नत्रय की प्राप्ति से बढ़कर और कुछ मुक्ति का 
कारण नहीं है । 

विशेषार्थ--अ्रागम में सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान और सम्यक- 
चारित्र की पूर्णाता को मोक्ष का मार्ग कहा है। इन तीनों की 
प्‌र्णता हुई नहीं कि मोक्ष प्राप्त हो गया । क्षायिक सम्यर्दर्शन 
अपने आपकमें पूर्ण सम्यग्दर्शन कहलाता है। चतुर्थ गुणस्थान 
से लेकर सातवें ग्रगास्थान तक किसी भी गुणास्थान में उसकी 
पति हो जाती है। चारित्र-मोहनीय कर्म का उदय चारित्र गुग्ग 
का आवरगणा करता है। क्षपक श्रेणीवाला जीव दशम गुणस्थान 
के अन्त भे उपका क्षय कर चुकता है। बारहवे गुगास्थान से 
क्षायिक यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है और बारहवें 
गुणस्थान के अन्त में ज्ञानावरण आदि तीन घातिया कर्मों का 
क्षय हो जाता है जिससे तेरहवे गशुणास्थान में लोकालोकाव्रभासी 
केवलज्ञान प्रकट हो जाता है। इस प्रकार तेरहवें गुणस्थान में 
सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनों की पूर्णता 
हो जाती है। फिर क्‍या कारण है कि देशोनकोटिवर्ष पूर्व तक 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है ? यह एक प्रश्न उत्पन्न होता है। 
इसका उत्तर ग्रथकर्ता ने इस इलोक में दिया है कि वास्तव 
में चारित्र क्‍या है श्रौर कहां होता है? उन्होंने समस्त 
क्रियाओं का यहां तक कि आत्मप्रदेश परिष्पन्दों का भी सवर्था 
अभाव हो जाना ही चारित्र माना है और ऐसा चारित्र मुख्य 
रूप से अ्रयोग-केवलि जिन के ही होता है। सयोग-केवलि 
जिन के योग सदुभाव के कारण आत्मप्रदेश परिप्पन्द रूप क्रिया 


अ्रध्यात्म तरज़िणी १३५ 


विद्यमान रहती है अतः पूर्वोक्त चारित्रगुण संभव नहीं है ! 
यदि सयोग-केवलि-जिनके इस चारित्र की प्राप्ति हो जावे तो 
रत्नत्रय की पूर्णता हो जाने के कारण वे संसार में अ्रवस्थित 
नहीं रह सकते । रत्नन्नय की पूर्णाता मोक्ष-प्राप्ति का असाधा- 
रण कारण है ॥|३४॥ 


तत्त्वामुलोन्सुलिताखिलकर्म्भानोकहकक्षाराां सिद्धपरमेष्टिनां संसारिरणां 
संसरण कर्मकदम्बकाभावादूध्वंगभन न ॒प्राप्तोत्यधस्तियंग्गमनाभावातू । 
तथाहि सिद्धानामूध्वंगसन नास्ति गसनागसननिबन्धनकस्संकारणोपल- 
म्भाभावात्‌ प्रधस्तियेंगगमनाभाववदिति विवदमान दुर्व्वादिनं निध्विवाद- 
सुद्रया मुद्रयन्तो यथावत्तत्स्वभाववेदितः सुरय ऊध्वंसित्यादि दंध्बनन्ति--- 
ऊध्यंग्रज्यात्मकत्वादयमनिलशिरषावत्तत:  प्रोध्वंमीत्तें, 
नो याने चायमास्ते जगति हि गगने यन्न धर्मास्तिकायः। 
प्रत्यावत्तिनं मोक्षादवमविगसनाननेव जीवेबिहीन:, 
संसारोइनन्‍्तभावान्न च जननविधिस्तेष्वपुर्वेष्यहेतो: ॥३ ५॥॥ 
सकल कर्म चिप्रमोक्षानन्तरम्‌ ईत्ते गच्छति । कः ? श्रयमयोगिजिन: । 
कि कम्मंतापन्नस ? प्रोद्ध मृध्यशासमाश्रित शिवसदनम्‌ । कस्मातू ? ऊध्वे- 
ब्रज्यात्मकत्वादृध्वंगसनस्वभावर्वात्‌ । नन्वप्रतिपादितकरणक मिदसुष्व- 
गतित्वं कथ निरोतुं पायंते ? अ्रश्नाभिधीयते, पूर्व॑प्रयोगादसड्त्वादन्ध- 
स्छेदालथागतिपरिश/माच्च । प्रभतो5पि हृष्टान्तः: समर्थ नमन्तरेरशभिप्रेत- 
प्रयोजनसाधनाय न समर्थ इत्युच्यते--आ्राविद्धकुलालचक्रवद्ष्यपग तलेपो- 
पलेपतुम्बकवद्वातारिबोजवद्समक रशिखाजालवच्य पूर्वोक्तानां  हैतूनां 
हृष्टान्तानां च यथासंस्यं संबन्नों भवति । तथथा कुम्भकारप्रयोगापादित- 
करदण्डचक़संयोगपूर्वकं अ्रमरपमुपरते४पि तत्पृष्व॑ंपुण्व प्रयोगादासंस्कारक्षया- 
दुहप्रसरपमेव भवस्थेनात्मनापवर्यप्राप्तये बहुशो यत्प्रस्षिषानं (कृत) तद- 
भावेषपि तदावेशपुर्वक॑ सुक्तस्थ गस्ननसवसीयते । किल्लासद्भुत्वातृ, यथा 


१३६ प्रध्यात्म तरज्लिणी 


सतिकालेपजनितगौ रवमलाघुद्रद्य॑ जलेड्थ: पतितं॑ जलाद भावविश्लिष्ट- 
भमूसिकाबन्यनं लघ॒सदृध्वमेव गच्छति तथा कम्सेसाराक़ानतवशीकृतात्मा 
तदाबेशवशात्संसारे नियमेन गच्छति तत्सम्बन्ध प्रमुक्तो तुपर्येब याति । 
कि, बन्धच्छेदात्‌। यथा--बन्धच्छेदादेरण्डबीजस्यथ गतिह थ्टा तथा 
मनष्यादिभवधप्रापकगतिजातिनामादिसकलकमसंबन्धच्छेदान्सुक्तस्योध्बंग तिरव 
सीयते। किच्च, तथागतिपरिणामात्‌। यथा तियंक्प्लवनस्वभाव 
सभी रससम्बन्धोपहतकीलाकलापो5षपि बह्निः स्वभावादृध्व॑मुत्पतति तथा 
मुक्तात्मापि नानागतिविकारकारणशकरस निवारण सति उध्ये (गमन) 
स्वभावत्वादृध्वमेवारोहतीति । यदि मुक्त ऊध्वंगतिस्वभावो लोकान्ता 
दृष्यंभपि कस्मान्नोत्पततीत्यत्रोच्यते । नो आस्ते न तिषति। कस्सिन ? 
याने गसने । क्‍्य ? गगने व्योस्नि । किभते ? जगति लोकबहिमते । 
कुतो ? यद्‌ यस्मात्‌ । न कः ? धर्मास्तिकायों गत्युपग्रहकारकों धर्मास्ति- 
कायो नोपयंस्तीत्यलोकाकाशे गसनाभाव:। ततन्र धर्मंद्रव्यसस:्भावे वा लोका- 
लोकविभागाभावों बोभयेत । ननु गद्धपि लोकान्तगगने न गच्छति ताहि 
ततो व्यावत्तत इति चेत्‌ ? न सवति। का ? प्रत्यावृत्तिः ? कस्मान्मोक्षात्‌ । 
कुतो ? श्रवसविगमनात्‌ कर्मासाबात्‌ । नन्वनाद्यन्तकालेनोत्कृष्ट रत्न- 
चयसंगते: प्रतिसमयं जन्तुजातस्य मोक्षस्थान प्राप्ते्जोबहीनं जगज्जंजन्यत 
इति चेत्‌ ? नंव न च स्थात्‌। कः ? संसारों भवः। किभूतों विहोनों 
रहित:। के: ? जीजे: सत्त्व:। कुतः ? प्रनन्तभावात्‌ सुबतानन्तराशेः 
सर्वात्मराशेरनन्तगुणशत्वादिति । तदुकक्‍त॑ परमागसे, “' एकनिगोतशरीरे 
जीवा द्रव्यप्रमाणतोहष्टा: । सिद्ध रननन्‍्तगुरिताः सर्वेशाप्यतीतकालेन' ॥ 
हति। यथा कौमुदीकान्तकरस्पर्शाद्‌ द्रवन्नपि चन्द्रकान्तमरिन हीयते, 
यथा चुलुकंश्चुलुप्यमानस्य जलधेजजलततित त्रुटति, यथा कपू रपारीवहल 
परिसलपुरोईपि नचापचीयते तथा! नित्यनिगोतादि संसारर्यात्मराश्षिरपि न 


१. एक णिगोदशरीरे जीवा दब्वपमाणदो दिद्ठा । 
सिद्ध हिं अणंतगुगा सब्बेण वित्तीदकालेस ॥ गो. जी. कां. 


अध्यात्म तरजिणी १३७ 


हीनतां ब्रजतीत्यर्थ: । नन्‍्वनन्तभावास्नप्रारिगरणाकीर्एंत्व॑ त्रिभुवनस्य तंत- 
न्यतेष्पित्वपूर्व प्राण्युत्पतेरितिचेतु ? नच नव युक्त उपपनन्‍्न: । कः ? जनन- 
विधि रत्पादकका रखक लाप: । केजु ? तेषु जीवेधु। किमतेशु ? अपूर्वेधु चृत्त- 
नेषु । कुतः ? सदकाररणकत्वाज्जन्तुनामु । तथाहि यत्सवकारणकं तदना- 
धनिबन्धन॑ यया वनपवनावनिवेश्वानराः सदकारणकं-च हर्षामर्षोत्कर्ष 
भोतिविस्मयस्मयकरुणाकरणहरणातदुद्योकौदासीन्‍्य दौजेन्थादिपर्या- 
यात्मकं जन्म विनादान्तं खित्स्वभावात्मकं तच्चान्तनमिति | ब्रथ भतानि 
चखतन्योत्पादकका रसणाान्यका रणकत्वासिद्धे विशेषणासिद्धों हेतु रिति चेतू ? 
नाचित्स्वभावेभ्यो भूतेम्यश्चिल्लक्षरं तत्त्वान्तरं विरोधातू। नल बिजा- 
तीयोत्पत्तिदं रीहश्पते ययादरदात्पारदीयं जलास्मुक्ताफर्ल काष्ठादनल इत्यादि 
स्तथा विजातीयेम्योषवि भृतेम्यो विजातोयचेतन्योत्पत्तिरितिचेन्न । तत्र 
पुदगलत्वेन सजातोयत्वसंभवात्‌ सबंधा विजातीयत्वासिद्धे:। भूतचतन्य- 
योस्तु सजातीयत्वे प्रत्यक्षबिरोधादित्यादितक्कंशास्त्रादवगन्तव्यसित्युपर- 
स्‍्थते । प्रधानाप्रधानकम प्रकृतिपाशविध्व॑ंसनादूध्वंमेब व्रजति सिद्धपरसेट्टी 
ऊध्वंगमनस्वभावत्वाज्ज्वलनज्वालाजालवत्‌ । न च॒ ब्रजन्नेवास्ते लोकबि- 
कलाकाशे गतिहेतुधर्म्मास्तिकायवेकल्याद्‌ व्यावतंननिवन्धन कस्सेवस्धुवे- 
धुयव्भुवनानतसिद्धिसौधास्नाषः पतति सर्वात्मनां मोक्षमन्दिरोदरास्त्गंतत्वे- 
ध्यमुक्तात्मनां ततोड्नन्तगुरात्वान्न संसारिश्न्यं त्रिविष्टपं नचाभिनवज- 
न्तुसन्तत्युत्पत्तिनिबन्धनमुपादानसहकारिकारणं वा संपश्यामहे ऋयक्षादि- 
प्रमाणविरोधादितिनिर्णशोतवृत्तसमुदाया्थ: ॥२३४५॥ 

आगे. यह जीव स्वभावतः ऊध्वंगमन करता है ऐसा 
निरूपण करते है-- 

समस्त कर्मों का क्षय होने के बाद यह जीव अ्रग्नि शिखा 
के समान ऊध्वे गमन स्वभाव होने से ऊध्वे गमन करता है-- 
एक समय में तनुवातबलय के अन्त तक पहुंच जाता है। उसके 
आगे झाकाश में गमन इसलिये नहीं करता है कि वहां धर्मास्ति- 


१३८ ग्रध्यात्म तरज्िणी 


काय नहीं है। मोक्ष स्थान से लौटकर यह जीव वापिस नहीं 
श्राता, क्योंकि उसके संसारोत्पत्ति में कारणभूत कर्मों का 
ग्रभाव हो चुकता है। इस संसार में भ्रनन्‍्त जीव हैं इसलिये 
यह कभी भी जीवों से रिक्त नहीं होता है। नवीन जीवों की 
उत्पत्ति इसलिये नहीं होती कि उसका कोई कारण नहीं है-- 
सदका रणवान्‌ होने से जीव अनादि निधन है । 


विशेषाथ---चौदहवें गुणस्थान के अन्त समय में ज्योंही 
समस्त कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है त्योंही यह आत्मा ऊध्वे- 
गमन स्वभाव होने से ऊपर की ओर गमन करता है और लोक 
के अ्रन्त तक एक समय में पहुंच जाता है। लोक के श्रन्‍्त में 
तनुवातवलय है जिसका विरतार १५७५ धनुष है। इसका 
प्रन्तिम ५२५ धनुष प्रमारा क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। समस्त 
रिद्धात्माश्रों के शिर तनुवातवलय के अन्तिम पटल से छुए 
हुए रहते हैं । नीचे जिनकी जितनी भ्रवगाहना रहती है उतनी दूर 
उनके आत्म-प्रदेश भ्रवस्थित रहते हैं। मोक्ष हो जानेवाले जीवों 
के शरीर का प्रमाण कम से कम साढ़े तीन हाथ और अधिक 
से अ्र्धिक पांच सौ पच्चीस घनुष का होता है । जिस प्रकार 
अग्नि-शिखा का स्वभाव ऊध्वेंगमन है उसी प्रकार जीव का स्व- 
भाव भी ऊध्वंगमन है। संसारी अवस्था में कर्मों से आवृत 
रहने के कारण जीव का यह स्वभाव आबृत रहता है परन्तु 
मुक्त अवस्थ। में कम का आवरणा दूर होते ही बह प्रकट हो जाता 
है। तत्त्वार्थ सूत्रकार गृद्धपिच्छाचारय ने इस विषय में अग्निशिखा 
के साथ आविद्धकुलालचक्र, व्यपगतलेपालांबु और एरण्ड 


प्रध्यात्म तरज्िणी १३६ 


बीज का भी उदाहरण दिया है। संस्कृत-टीकाकार ने भी 
उनका निरूपण किया है । 

प्रशत--जब कि जीव का ऊध्वंगमन स्वभाव है और तनु- 
बात वलय के आगे अनन्त आकाश खुला पड़ा है तब यह मुक्त 
जीव तनुवात वलय के आगे क्‍यों नहीं जाता ? 

उत्तर--मुक्तजीव के ऊध्वंगसन स्वभाव अ्रवश्य प्रकट 
हुआ है परन्तु वह धर्मास्तिकाय की सहकारिता प+कर ही अपना 
कार्य कर सकता है। तनुवातवलय के आगे धर्मास्तिकाय का 
प्रभाव है ग्रतः मुक्त जीव उसके आगे नही जाते । 

प्रशन--प्रदि तनुवातवलय के आगे धर्मास्तिकाय का 
सदभाव मान लिया जाय तो क्या हानि है ? 

उत्तर--लोक और अलोक का विभाग समाप्त हो जावेगा । 

प्रशरन---माना कि मुक्तजीव धर्मास्तिकाय की सहकारिता 
न मिलने से लोकान्त के आगे नहीं जाते परन्तु वापिस नीचे 
ग्राने में तो यह प्रतिबन्ध नहीं है। लोक में धर्मास्तिकाय 
विद्यमान है ही ? फिर वापिस क्‍यों नहीं चले अ्राते ? 


उत्तर--यह ऊपर लिख आये हैं कि जीव का ऊध्वंगमन 
स्वभाव है संसारी अवस्था में वह कर्मोदय से तिरोहित रहता 
था । भअ्रब मोक्ष हो जाने पर कर्म का सम्बन्ध छूट जाने से प्रकट 
हुप्ता है अतः नीचे की ओर वापिस आने में कोई कारण नहीं है । 

प्रशत--प्रनन्तकाल से जीब मोक्ष जा रहे हैं और अनन्त 
काल तक चले जावेंगे । छह माह श्राठ समय में कम से कम छह 
सो आठ जीब तो मोक्ष जाते ही हैं फिर कभी यह संसार 


१४० श्रध्यात्म तरज्िणी 


जीवों--भव्य प्राणियों से-खाली नहीं हो जायगा ? 

उत्तर--नहीं, श्रव तक अनन्त जीव मोक्ष जा चुके हैं फिर 
भी संसार में जो जीव राशि अवस्थित है वह मुक्त जीवों की 
राशि से अनन्त गुगी हें । परमागम में लिखा है कि एक निगोद 
जीव के शरीर में सिद्धों से तथा समस्त भरृूतकाल से अनन्त 
गुशित जीव अ्रवस्थित हैं । उदाहरण से भी यह बात सिद्ध है 
कि जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणों का सम्बन्ध पाकर चन्द्र- 
कानन्‍्त मरिए से पानी भरता है परन्तु इससे चन्द्रकान्तमणि 
कभी समाप्त नहीं होता। अथवा जिस प्रकार समुद्र को 
चुल्लुओं से उलीचा जावे फिर भी उसका जल समाप्त नहीं 
होता अथवा जिस प्रकार कपूर के पिश्ड से निकलने वाली 
सुगन्धि कभी समाप्त नहीं होती उसी प्रकार अनन्तनिगोद 
राशि कभो समाप्त नहीं होती । ग्रथवा जिस सर्वज्ञ के ज्ञान में यह 
बात आई है कि अनन्त जीव मोक्ष जा चुके है, उसी सर्वज्ञ के 
ज्ञान में यह बात भी आई कि यह संसार कभी भी जीवों से 
रिक्त नहीं होगा । विरोध तब मालूम होता है जब लोग एक 
बात को सर्ज्ञ के ज्ञान का विषय मानते हे और दूसरी बात को 
अपने तुच्छ श्रुतज्ञान का विषय बनाना चाहते हैं । 

प्रशन--यह संसार अनन्त होने के कारण प्राणियों के 
समूह से नहीं भरा है किन्तु नये-तये जीव उत्पन्न होते जाते हैं 
इसलिए प्राणि-समूह से भरा है ? 

उत्तर--पह ठोक नहीं है; क्योंकि नवीन जीवो की उत्पत्ति 
का कोई कारण नहीं है । संसार के समस्त द्रव्य सदकारण वान्‌ 


अध्यात्म तरड्िणी १४१ 


होने से अनादि निधन हैं। कोई भी द्रव्य न उत्तन्न होता है 
ग्रौर न नष्ट होता है। उत्पाद और विनाश पर्यायों पर ही 
ग्रवलम्बित है। जीव-द्रव्य की एक पर्याय नष्ट होकर दूसरी 
पर्याय उत्पन्न हो सकती है परन्तु जीव-द्र्य नष्ट नहीं होता 
और न उत्पन्त ही होता है । 

प्रघन--नवीन जीवों की उत्पत्ति का कारण क्‍यों नहीं हे ? 
हम प्रत्यक्षदेखते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार महा- 
भूतों के संस से नित्यप्रति नये-नयें जीव उत्पन्त होते रहते हैं ? 

उत्तर--परह बात ग्रसंगत है। विजातीय द्रव्य से विजा- 
तीय द्रव्य की उत्पत्ति कभी नहीं होती । भृतचतुष्टय जड़ है 
श्ौर जीव चंतन्य का पुञज्ज हैं। जड़ से चेतन्य की उत्पत्ति 
स्वेथा अ्रसंभव है । 

प्रशन--हम नित्यप्रति प्रत्यक्ष देखते हैं ? 

उत्तर--प्रत्यक्ष क्या देखते हो ? जीव का शरीर ही तो 
देखते हो । जीव जो चेतन्य का पुञ्ज है, अनन्त श्रानन्द का 
आयतन है वह तो आपको नहीं दिखता । जो दिखता हैँ बह 
शरीर है, जड़ है, फिर जड़ से जड़ की उत्पत्ति हो गई इसमे 
आाश्चय क्‍या हुआ ” इस जड़ शरीर के भीतर रहने 
वाला . तत्व किसी से उत्पन्न नहीं होता झौर न किसी से 
नष्ट होता है ॥॥३५॥ 

पूर्वापरकोटि विधटितस्पष्टटड्रोत्कोर्शान्योन्यासंश्लिष्टप्रतिक्षणं विश- 

राख्कार्यका रणभावप्रवन्धानुवन्ध्यपरासृष्टभेद-सध्यक्षणमातरावलस्बिस्वलक्ष- 
रालक्षितबहिरन्तःपुद्गलज्ञातपरमारा रूपतत्वरवबो धविवुद्योदुधुरबोधाह्ुय॒- 


१४२ ग्रष्यात्म तरज्िणी 


ध्यांतान्धोकृतयथार्थंद्ृष्टयो बोद़ा नेरात्म्यानुध्पानध्वस्तसकलसमुदायदुःखा- 
बिष्टस्य मुमुक्षो: प्रदोपनिर्वाणलक्ष रो मोक्षो भवतीति यथा प्रदीप ऊर्ध्वाषः 
प्राच्यामपाच्यां विदिशि ल न _गच्छति केवल तलदशानाश।च्छान्तिमुपया- 
त्यभावाभिधानं तथात्मापि क्लेशनाशाच्छून्यस्वभावां ज्ञान्ति याति निरा- 
कारत्वाच्च मुक्‍्तस्थाभाव इति प्रत्यवतिष्ठमानास्तत्वप्रतिष्ठापटिष्ा निष्ट्गर 
चानुप्रतिक्षिपन्तट: श्रुतज्ञानसाक्षात्कृतमोक्षाक्षणलक्षण्ा: प्रेक्षादक्षाश्वालो- 
कास्तादित्याशाचक्षते सूरय:--- 
ग्रालोकान्तात्समी रात्समतति समयेनायसेकेन मुक्ता--- 
वस्योत्कर्षादिशुद्धेधन विवरतया किज्चदूनाकृति: स्तः । 
एनःसंब द्विबन्धव्युपरमकररणाद्‌ ध्यानसेतच्च मुक्त-- 
माय हे तत्र पुर्वश्षुतिनि जिनपतावुत्तरे हे च शुक्ले ॥३६॥ 
समतति संगच्छति । क: ? श्रयं कर्मोन्मुक्त:। झा कुतः ? समीरा- 
ज्वरण्यो: । कि भृतात्‌ ? झालोकान्तात्‌ लोकान्तव्यवस्थितात्‌ । प्रश्नाडः - 
भ्रभिविधो दृष्टव्यस्ततोः्मयर्थ: संपद्मते । लोकान्ततनुवातमारुते स्थित 
इत्ययें: । केव ? समयेनव समय मात्रावस्थितेत । कि भूतेन ? एकेनेकर्स- 
रुपेन । कस्यामु ? मुक्‍्तो सिद्धसच्ायनि। नन्‍्वनाकारत्वादभाव इत्युक्तं तदयुक्‍त॑ 
यद्यपि रूपाद्रात्मिका न तत्राकृतिस्तथापि भवति । का ? झ्ाकृतिः प्रति- 
कृतिः प्रतिबिम्बस्‌ । कि भूता ? किअदुनाकियन्साजेरा । कया ? घनवि- 
वरतया घना निविडा विवराश्छिद्रास्तेषां भावस्तता तया मदनहोनभवा- 
गर्भवदतीतानन्तरतन्वाका रजीवघनेकरूपत्वान्निखिलसुषि र प्रदेशाना सित्यर्थ:। 
कस्य ? अभ्रस्थायोगिजिनस्थ । कस्मातृ ? उत्कर्षात्‌ प्रकर्षात्‌। क्या: ? 
विशुद्ध। सकलसमलकलड्2ूनिमुक्ते: । स्थादाकृतं॑ यदि काथ्ाकरानुकारो 
जोवस्तदभावात्स्वाभाविकलोकाकाशप्रमाणत्वात्तावद्विसपंणं॑ प्राप्नोति । 
नंष दोष: । कुतः ? कारणाभावात्‌ । नामकर्मोदयो हि संहरणविसिपंसख- 
काररं तदभावात्पुनः संहरशशविसपंरणा भावः । नन्‍्वयोगिजिने न किच्चि- 
वृध्यानमस्तोति चेत्‌ ? न। विद्यते । किसू ? ध्यानसु । कि भूतसु ? एत- 


भ्रध्यात्म तरड्िणी १४३ 


स्प्रत्यक्षीभूतम्‌ । किमभिषानम्‌ ? मुक्तम्‌ । कुतः ? एनः संवृद्धिबन्धब्युप- 
रमकरराद एनः पाप तस्थ संबुद्धिवेधन तस्थ बन्घः संश्लेषस्तस्थ व्युपरभो 
विनाशस्तस्य कररां विधान तस्मातु। कुत एततू ? यतः स्तः | के ? ढ)ें 
शुक्लध्याने । कि भूले ? पूर्वे श्राद्य ! क्य ? तन्न पुर्वकश्षतिनि परिप्राप्त- 
समग्रश्नतज्ञान इत्यथं:। भवतः। कस्मसिन ? जिनपतावहुं ति के ? हे च॑ 
हें एवं शुक्ले । किभते ? उत्तरे पश्चात्प्रतिपादिते । नामूत्तंत्वात्प्रदोपभा- 
वाभावास्तुक्तस्य मुक्तिर्भणनोया । कुतः ? विशुद्धिपरमकाष्ठानिष्ठ त्वाव्‌ । 
समयेनकेनचरमपुरप्र तिमानस्य किचिदृननी रन्क्रात्मधनस्थालोकान्तानिला- 
न्तव्यवस्थिते: । न च्‌ तत्रध्यान नास्तीत्यभिधानीमघात्यघसंधातधातित्वेम 
मुक्ते: प्रान्त्य शुक्लध्यानसजाबातू । नचेदसनागमसिकमित्यभिषातव्यमेका- 
अये सवितकंवीचारे पूर्वे इति तत्त्वाथंडमिहितत्वात्‌ । उत्तरे व शुक्लध्याने 
केवलिन्येवेति विदिता्ंप्रवृत्तसंघातार्थ: ॥३६॥ 

आगे मुक्तावस्था में आत्मा का उच्छेद हो जाता है, बौद्धों 
के इस मुक्तिवाद का निराकरण करते है--- 

'विशुद्धि की उत्तषेता से मुक्ति प्राप्त होने पर यह जीव 
एक ही समय में लोकान्त में स्थित तनुवातवलय तक 
पहुँच जाता है। वहां घनविवर रूप होने के कारण इसका 
आकार चरम शरीर से कुछ न्यून हो जाता है। पाप-वृद्धि में 
कारणभूत कममंबन्ध का अभाव होने से श्रयोगि-जिनेन्द्र के ध्यान 
का सदभाव है। श्रागम में यह ठीक ही कहा है कि भ्रादि के 
दो शुबलध्यान पृव॑-श्रुतज्ञानी--श्रुतकेवली के होते हैं और अन्त 
के दो शुक्लध्यान जिनेन्द्रदेव के होते है । 

विशेषार्थ--बौद्धों ने माना है कि जिस प्रकार तेल समाप्त 
होने पर जब दीपक बुभता है। तब वह न किसी दिक्षा को 
जाता है, न विदिशा को जाता है, न पृथ्वी के नीचे जाता है, 


१४४ भ्रध्यात्म तरज्िणी 


न श्राकाश की ओर जाता हैं किन्तु तेल समाप्त होने से बहीं 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार जब यह जीव मुक्त होता है तब 
ऊपर, नीचे, दिशाओं और विदिशाश्रों में कही नहीं जाता किन्तु 
क्लेश का क्षय होने से वही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बौद्ध- 
दर्शन आत्मोच्छेद को मुक्ति मानता है परन्तु जेन सिद्धान्त में 
मुक्ति का यह स्वरूप नहीं माता गया है। समस्त कमेरूप परद्रव्य 
का विप्रयोग होने पर आत्मा की जो छुद्ध दशा प्रकट होती है 
वही जन सिद्धात-संमत मुक्ति का स्वरूप है । मुक्त में आत्मा 
का उच्छेद नहीं होता किन्तु पर-पदार्थे के सम्बन्ध से आत्मा में 
जो विकार उत्पन्त हुआ था उसका उच्छेद होता है | जब आत्मा 
से पर-पदार्थ का सम्बन्ध दूर होता है तब आत्मा एक समय में 
लोकान्त में विद्यमान तनुवातवलय तक पहुंच जाता है। सम्रु- 
च्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक शुक्लध्यान के प्रभाव से आत्मा 
में जो सर्वोत्कृप्ट विशुद्धि प्रकट होती है उसी के द्वारा श्रात्मा 
का पर-पदार्थ के साथ सम्बन्ध छूटता है। संसारी अवस्था मे 
शरीर के भीतर आरात्मा रहता है। शरीर के भीतर पेट, गाल, 
नाक कान आदि कितने ही अंगों का निर्माण इस प्रकार का है 
कि उनके भीतर पोल है--खाली भाग है उसमें अ्ात्मप्रदेश नहों 
है परन्तु बाह्य में वह शरीर ही कहलाता है। मुक्ति अवस्था 
में शरीर के भीतर की पोल मिट जाती है और आत्मा के प्रदेश 
परस्पर में मिलकर घनरूप हो जाते हैं श्रतः मुक्त जीव के 


आत्मप्रदेशों का आकार चरम शरीर के प्रमाण से कुछ कम हो 
जाता है । 


भ्रध्यात्म तरज्िणी १४५ 


प्रशन--यदि झ्ात्मा शरीर के आकार का अनुकरण करता 
हैं तो मुक्त-अ्वस्था में शरीर का सम्बन्ध छूट जाने से उसे 
तजिलोक मे व्याप्त हो जाना चाहिए ? 


उत्तर--आरात्म-प्रदेशों के संकोच श्रौर विस्तार में शरीर 
नामकर्म का उदय कारण है और यत: मुक्त-श्रवस्था में उसका 
ग्रभाव हो जाता है अतः आत्म-प्रदेशों में शरीर परिमाण से 
झधिक विस्तार नहीं होता । 


प्रश्न--अयोग-केवली गुणस्थान में ध्यान की क्या आवश्य- 
कता है ? 


उत्तर--वहां पाप वृद्धि के कारणभूत बन्ध का अभाव 
होता है अतः ध्यान का सद्भाव मानना आवश्यक है| जब 
यह जीव सयोगकेवली गुणस्थान से अ्रयोगकेवली गुरणस्थाव 
में आता है तब इसके ८५ प्रकृतियों की सत्ता रहती है । 
उनकी निजेरा ध्यान से ही होती है । सर्वोत्कृष्ट ध्यान इसी गुण- 
स्थान में प्रकट होता हैं और उसके प्रताप से ८५ प्रकृतियां लघु 
प्रन्तम्‌ ह॒र्त में भस्मसात्‌ हो जाती हैं। श्रागम में जहां शुक्ल- 
ध्यान के चार भेदों के स्वामी बतलाये हैं वहां पृथवत्व-वितर्की 
वीचार और एकत्ववितके-विचार ये दो शुक्लध्यान पूर्वधारियों 
के बतलाये हैं और सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती तथा समुच्छिन्नक्रिया 
निवृत्ति ये दो ध्यान केवली के बतलाये है। सूक्ष्म क्रियाप्रतिपाती 
सयोगी जिनके ओर समुच्छिन्नक्रिया लिवृत्ति भ्रयोगी जिनके 
होता है ॥३६॥। 


१४६ अध्यात्म तरड्िणी 


ननतु बुद्धिसुखदु:लेच्छाद्ेषप्रयत्नधर्म्भाधमंसंस्कारा नर गुरणाः संसा- 
रिणः संतारिदकायां समुपलभ्पन्ते ते च मुक््यभिमताबस्थायां सुक्तात्मनो 
न सन्तीति । जिगंसात्मप्रदेशपरिस्पन्दाभावात्न गन्तृत्वं नि'शेषार्थगमना- 
संभवाध्वानस्तद्रव्यपर्यायार्थव्यापित्व॑. सकलकर्माभावकतृ कत्वाच्चेत्काये- 
मुपपन्नस्‌ू । तथाहि यत्सकतृ्‌ क॑ यरकायं यथा कुटः, सकतृ के च्‌ सिद्धत्व॑ं 
तस्मात्कायंस, तदनित्यं तस्यथ नित्यत्वविरोधादित्यमुमेवार्थ मनुमानमुद्रया 
टढयति । यथाहि यत्कार्य तदनित्यं यथा घट:, कार्य चेद॑ तस्मादनित्य- 
सिति “भवभावभावभष्णोभंव्यजनमसनोम्भोजवा सित्व॑ दुरुपपाद्िति वादिन 
न्थायवेदिनं नेयायिक॑ निराकुवेन्तो निर्णोतानेकास्तवस्तुस्वभावा: सोम- 
देवास्त्वं गन्तेत्यादि गार्यानति सुरय:--- 
त्वं गन्‍ता नो गियासा तव न च गतिसान्स्पन्दमानप्रदेश: 
सर्वार्थव्याप्यव त्तिन च सकलगतः कार्यरूपो5षि नित्यः । 
संसारातीतम॒ति न वससि हृदये कस्य लोकत्रये5स्मिन्‌ 
नो केषां चित्रमेतद्तिभवपदपरो5प्यच्येसे' भो सुनोन्‍द्रे: ॥३७॥। 


भो भगो सिद्धपरमेष्ठित्‌ । नो केषां चित्रमपितु सर्वेषां चित्रमाश्चयंग्र । 
किस ? एतत्प्रत्यक्षीभुतमु । एतत्‌ किस ? त्वं गनता गसनशीलः परं॑ न तब 
यियासा यातुर्मिज्छेतिचित्रमु । कुतः ? जिगंसोरेव गमनोपपतेरितिचेन्न 
गमनेच्छामन्तरेणव मुक्तात्मनां स्वभावादेव गमनरूपत्वप्रसिद्धेर्वायुबदिति 
न कश्चिद्वि रोध: | अयमपि विरोधः, यः किल गतिसान भवत्ति स कथ- 
भस्पन्दमानप्रदेश इति । स न, गतिमस्वेषपि मुक्तस्थ प्रदेशचलनायोगा- 
ज्जोवात्मकनिविडपिण्डत्वातू । तथाहि यस्य निविडपिण्डात्मकत्वमसिद्ध 
निविडपिण्डरूप: सिद्धपरमेष्टी निविवरप्रदेशत्वात्तद्देवेति विरोधासिद्धेः । 
एथो5पि विरोधो, यो हि सर्वार्थव्यापिवृत्ति: सकलार्थंव्यापन स्वभावों न 
च निलिलगतो नव सर्वेंगत इत्यनुमान विरोधश्चेत्तत्रेदमनुमानम्‌ । सिद्धः 


कमगा-झ ० मनन ५+- जन छान बेन जिननग#ग#ग न आने 


१० यनू त० 


धध्यात्म तरज्िणी १४७ 


सर्वंगत: सकलाथंव्यापिवृत्तित्वातू, यद्यत्सकलाथंब्यापिवृत्ति तत्सवंगत 
ययाकात सर्वार्थव्यापिवृत्तिश्वायं तस्मात्सवंगल इति स न, शानरूपेराव 
जँने: सकलाय॑ंव्यापित्वप्रतिज्ञातान्ात्मप्रदेशं: । तदुक्त परमामसे झात्सा 
ज्ञानप्रमारो ज्ञान शेयप्रमारामुद्िष्टयू । शेयं लोकाकाश तस्माज्जानं हि 
सर्वंगतम्‌' । ज्ञानात्मकत्वेन निखिलाये व्यापनेषषि न सुक्तात्मन: सर्वेगत- 
त्व॑ पूर्वोपासानत्यसंजुननप्रतिनियताकारत्वात्‌ । पस्य प्रतिनियताका रत्वं 
न तस्थ सर्वंगतत्व॑ यथा पटस्य प्रतिनियतान्त्यापघनाकृतिश्ब मुक्तात्मा 
तस्मान्न सर्वगत इति बिरोधबंधुर्यात्तथात्वमुपपन्नमेबेति । तथेदमध्यतोब 
विरुद्धमवभासते । कार्यमुत्पाद्यस्तदेव रूपं स्वभावों यस्य स नित्योइनश्वर 
इति तन्‍न, तहिं सर्वथा कर्माभावकायमेव सिद्धत्वं स्थाह्वदिभिः साध्यते । 
व्यवहारनयापं शया कथ्यंचिदेव कार्य रूपप्रतिपादनातु । शुद्धद्रव्याथिकनया- 
पेक्षया तस्य तरकायंवचनापि । सर्वथा नित्यत्वषटस्थानपतितवृद्धिहान्या- 
त्मकत्वेन परिणासिनित्यत्वासिधानातु । तथाहि संख्यातभागवषुद्ध यसंख्यात- 
भागवृद्धयतस्तभागवुद्धिसंख्यातगुणघुद्ध यसंस्यातगुर बुद्ध यनन्तगुरा वृद्धि संख्या 
त भागहान्यसंख्यातभागहान्यनन्तभागहानिसंख्यातगुणहान्यसंख्यातगु रहा- 
न्यनन्तगुशहानिश्रिः प्रतिक्षणं परिरामनादिति तल किश्शिद्विरुद्धमू । संसारो- 
भवसस्‍्तमतोतातिक्रान्ता मृतिराकारों यस्य स भवबहिृतर्मुत्तिरपि न कस्य 
वसस्यपि तु सर्वेस्थ बससि । क्‍्व ? हृदये स्वान्ते । कस्मिन्‌ ? लोकत्रय 
इत्यतिविरुद्धमवधारयते तन्न संसारातिक्रान्तमृर्तेरप्पभवरूपाथित्रिभुवन 
भव्यजनसनोनलिनवासित्वमविरुद्धमेव । तथेदसप्यतीव विरोधास्पदं यतों 
विभवोभवाभावः पद स्थान तत्परस्तश्रिष्ठोडमबपद व्यवस्थितोः्प्यच्यंसे 
पृज्यसे, त्वं मुनीन्द्रेसुनोश्वर रितिनेदसपि बिरुद्धं संलक्षते । कुतः ? बतो- 
3र्चासपि विरुद्धां संलकक्षते । कुतः ? यतोर्जा सपर्या सा द्विविधा द्रब्य- 
रूपिणो भावस्थभावा च। तत्र भावस्वभावया5मलोग्जबलवाक्लतान्तसत्रजा 








वित्त +अकन5 हा >। ८ कफ 


१. आदा णाण पमार्ण णाणं सोयप्पमाणमुद्दिट: । 
णेय लोगालोय॑ तश्ना जाय तु सच्बंगर्य ॥२३॥ प्रबचनसारप्रथमाध्यय । 


श्ड८ भ्रध्यात्म तरज्िणी 


विभवपदपरोडषि सिद्धपरसेष्टी यतीश्वर: पूअ्यते । व्रजनाभिलाद विनापि 
अजननियतत्थववेिव दत्रजनसद्भतिर्यवा बलालबद व्यवतिषवते परमेष्ठिनस्तथा 
इसलनेःप्यवधबाचलन नातुपपस्न प्रचष्डपुरुषप्रेरितोपलपिण्डवदिति । तथा 
बोधात्मकतया सर्वार्थ व्याप्तावपि न सर्वाधंगत्वमात्मनः संपनीपच्चते । तथा 
सर्ववजिनप्रजनजग्पत्वेषपि न परिणामिनित्योपपत्तिविरुद्धा । तथा जब॑- 
जलपी भावाकार रहितत्वेषपि जगज्जन्मप्रमाथिजनमानसाम्युजवासित्व व्यव- 
स्थां प्राआत्येवेति । शया सिदधस्थानस्थितत्वेषपि शिवानां शिवसुलेधिमुनि- 
सायकवचनो स्चिद्रसुमनःक स्लामलाच्व ताधटाकोटिमाटीकत एवेति सम्यगव- 
धारितायंवतसंकलिता्थ: ॥। ३७ ॥ 

श्रागे मुक्तात्तात्मा की विशेषता बताते हुए उनकी स्तुति 
करते हैं--- 

हे भगवन्‌ ! आप गमन करने वाले हैं परन्तु आपके 
गमन करने की इच्छा नहीं है । श्राप गतिशील हैं परन्तु आ्रापके 
श्रात्म-प्रदेश परिष्पन्दन से रहित हैं, आप समस्त पदार्थों में 
व्याप्त हैं परन्तु समस्त विश्व में व्यापक नहीं है, आप कार्य 
रूप होने पर भी नित्य हैं, आपका शरीर संसारातीत है, फिर 
भी आप इस त्रिभुवन में किसके हृदय में निवास नहीं करते ? 
सवंत्र निवास करते हैं, और जन्ममरण रहित पद पर आरूढ़ 
होकर भी मुनीन्‍्द्रों के द्वारा पूजनीय हैं। उक्त विरोध-सूचक 
वचन से किसे नहीं आर्चय होगा ? 

विशेषाथं--सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध होने के स्थान से लेकर 
लोकान्त तक एक समय में गमन करते हैं परन्तु उनके गमन 
करने की इच्छा नहीं है। इच्छा का सदभाव उनके हो 
नहीं सकता; क्‍योंकि इच्छा का कारण चारित्रमोह का उदय 


भ्रध्यात्म तरज्िणो १४६ 


है और उसका दशम गुरस्थान के अन्त में ही श्रन्त हो चुकता 
है । यही नहीं, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न संस्कार धर्म 
अधमे इन विशेष गुणों का भ्रभाव मुक्त जीव के हो जाता है । 
ऐसा वेशेषिक दर्शन भी मानता है फिर इच्छा के बिना गमन 
कसा ? इसका उत्तर यह है कि मुक्तात्मा का ऊध्वेंगति स्व- 
भाव है इसलिए वे लोकान्त तक एक समय में पहुँच जाते हैं । 
वहां पहुँचने के बाद फिर उनका पग्रन्यत्र गमन नहीं होता। 
सिद्ध भगवान्‌ लोकान्त तक गमन करते हैं परन्तु इस गमन 
से उनके पग्रात्म-प्रदेशों में परिष्पन्द नहीं होता । परिष्पन्द वहां 
संभव होता है जहाँ परिष्पन्द के लिए रिक्त स्थान रहता है । 
सिद्ध होते ही आत्मा के प्रदेश परस्पर में निविवर होकर मिल 
जाते हैं प्रत: उनमें परिष्पन्द नहीं हो पाता। कितने ही दर्शनकार 
ऐसा मानते हैं कि झ्रात्मा मुक्तावस्था में सवंत्र व्यापक हो जाता 
है, इस मान्यता का शभ्राचार्य खण्डन करते हुए कहते हैं कि 
आत्मा ज्ञान की श्रपेक्षा सबंत्र व्यापक है अर्थात्‌ लोक झलोक 
के पदार्थों को आत्मा जानता है परन्तु प्रदेशों की भ्रपेक्षा 
अन्तिम शरीर से किड्चिन्यून ही रहता है। यही बात प्रवचन 
सार में भी श्री कुन्दकुन्द देव ने कही है--'' झ्रात्मा ज्ञान प्रमाण 
है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेग लोकाकाश प्रमाण है ग्रत: 
ज्ञान सबंत्र व्याप्त है । आत्मा की सिद्धावस्था सर्व-कर्म-विप्रयोग 
रूप कारण से उत्पन्न होती है अतः काये है और चंकि काये 


१. आदा खाण पमाण खाणं खेयप्पमाणमुद्िति । 
णेयं लोगायास॑ तम्हा णालं हि सब्ययर्य ॥ . प्रवचनसार प्रयमाध्याव 


१५० भ्रध्यात्म तरज्िणी 


है ग्रत: अनित्य होना चाहिए, यह बात नहीं है | वह कायरूप 
होकर भी नित्य है । सिद्ध जीव की जो छुद्ध दशा प्रकट होती है 
वह अनन्त काल तक नष्ट नहीं होती । यद्यपि पर्यायाथिक नय की 
अपेक्षा सिद्धावस्था में भी प्रति समय पडगुणी-हानि-वृद्धि होती 
रहती है और उसके रहते हुए उसे नित्य नही माना जा सकता 
परन्तु यहां उस सूक्ष्म परिणमन की विविक्षा नही है । व्यण्जन 
र्थूल पर्याय का झभाव होने से उन्हें नित्य कहा गया है । 
सिद्धात्मा की शरीरात्मक मृति संसारातीत हो चुकी है फिर भी 
त्रिलोकवर्ती समस्त भव्य प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहती 
है यह विरोध है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि उनकी 
शरीराकृति संसारातीत हो चुकी है; परन्तु त्रिलोकवर्ती समस्त 

भव्य प्राणी अपने हृदय में सदों उनका स्मरण रखते है । 
मुक्तात्मा श्रजन्मा पद को प्राप्त है अर्थात्‌ जन्म से रहित है । 
फिर भी बड़े-बड़े घुनिराज उनकी पूजा करते हैँ यह भी एक 
विरोध है और उसका परिहार यह है कि बड़े बड़े मुनिराज 
निरन्तर उनका ग्रुगा स्मरण करते हैं । मुनिराज ही नही तीच 
लोक के ईइवर जिनके चरणों की वन्दना करते हैं ऐसे तीर्थंकर 
भी उन सिद्धात्माग्ञों की आराधना करके ही शाश्वती लक्ष्मी 
को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सिद्ध भगवान्‌ की विशेषताएँ 
किनके हृदय में आइचये उत्पन्न नहीं करती भ्र्थात्‌ प्रत्येक के 
हृदय में भ्रावचर्य उत्पन्न करती हैं ॥३७॥। 


नन्‍्वौपशमिकादिभावनिवृत्तिबत्सकलक्षाधिकभावनिवत्तावब्यपदेशो 
मुक्तस्थ । कूल: ? निःस्वभावत्वात्‌ । यत्तिःस्वभाव न तत्केनापि व्यपदि श्यले 


भ्रध्यात्म तरज़िणी १५१ 


यथा तुरद्भोत्तमाडु श्रजुस, निःस्वभावश्य सकलकायिकाभावाभावतया 
मुक्तत्तस्मात्ष सत्वादिनापि व्यपदिश्यतहत्यवक्तम्येकान्ततां परिजिहीर्ंबो६- 
भावस्थ '्ञ भावान्तरस्वभावतां निर्तीषयः सत्यवस्तुत्वद्र्यत्वनित्यत्वा- 
गरुलघुत्वसभ्रदेशत्वाम॒तं त्वचेतनत्वप्रभेयल्काविघर्माधारस्थ सम्यक्त्वाथष 
विशेषशणगुरिएनस्तत्तदभिधायक: शब्दस्तदभिषेयतां प्रतिपिपादणिवत्र 
पशण्डितपुण्डरी कषण्डविकाशनभानव: सौलख्यमित्याद्म॒पदिशन्ति सूरयः । 
सौख्यं मोहक्षयेराव॒तियुग 'विगसाद दृष्टिबोघाव्ि स्तो, 
वोर्य विधघ्नव्ययेनोद्गस विगमहृति३चायुरुच्छेवनेन । 
नामोच्छित्तेरमूर्ता 'स्थितिरुभयकुलासंगमो गोत्रनाशा--- 
टेद्योच्छेदादशेषेन्द्रियजनितसुखातदूुसंपर्कहानि: ॥ ३८ ॥। 

भवति । किस ? सौख्यमनन्तसुखस्वभावत्वम्‌ । केन ? मोहक्षयेर्प 
द्विविधमदिरास्यमोहभरुहगहनमूल हननेन । (स्तो) भवतः । को ? हृष्टि- 
बोधावनन्तदद् नज्ञाने । कस्मातृ ? झ्रावृतियुगविगमात्‌ निखिलपटप्रतीहार- 
तुल्यदर्शनानावरणद्वन्द्ोच्छेदात्‌ । किसू । वीयंसनन्‍्तसामथ्यंस््‌ । केन ? 
विघ्नव्ययेत विघ्तमन्तरायस्तस्य व्ययो विनाशस्तेन पश्चप्रकारभाण्डागा- 
रिकोपसान्तरायतरुततिपटोत्पाटनो द्ूवानन्तशक्तिरित्यर्थ:। भवति । का ! 
उद्गमविगसह॒तिः उद्गम उत्पत्तिविगमों विनाशस्तयोहेतिहननम | केस ? 
झ्रायुरुच्छेदनित निगलरूपायु:कर्म विनाशनेत्यूथं: । का ? स्थितिः स्थानम्‌ । 
किभता  मूतिरहिता । कस्या: ? नामोच्छिलें: । विचित्रचित्रकररूपनाम 
कर्मोच्छेदनात्‌ । कः ? उभयकुलासड्भमउच्यनोचकुलदयासम्बन्ध: । फुल: ? 
गोत्रनाझत्‌ू_ गुरुलघ॒कुम्भाविभ्भावभाविकुम्भकाराकृतिगो त्रकसंकघ रपात्‌ । 
का ? अशेव न्द्रिवजनितसुखातद्ूसंपर्क हानि: । अशेषारिप सर्वारिण च तानि 
ज तानीन्द्रियारिग तेज॑मितमुत्पादितं तच्चतत्सुख-ज तस्पातड्ू: सच्यःप्राषहरो 
व्याधिस्तस्य संपर्क: संश्लेषस्तस्थ हानिहेनन सा कस्मातू ? वेद्ोच्छेबाव्‌ 


१. युगगमनाद्‌ त० २. स्थितिसमय त० । 


१५२ ग्रध्यात्म तरज़िणी 


अभधु मधुदिस्धशोक्षेयकधारानुकारिसातासातस्वभाववेदनीयकर्म बन्धविध्य - 
सनात्‌ । तनु सोहनोयाविदृष्टकर्म्ता रातिनरेन्प्रध्यंसादनन्तसुखस्व भावमु- 
क्तिकासिनो रत्नालइ कृतानन्तशानसेनेन नियुक्ताप्रतिहतानन्सदाक्तिकलिससु- 
रात्मनश्यक्रवत्तित्व भवतीत्यपयुक्तम भिधीयते यतो हि प्रघ्यस्तो५$भजो- 
5इभावस्थ थे भावस्वभावविरोधाश्नीरूपत्वात्‌ । यज्नी रुप तन्न भावस्वभाष॑ 
यथा गगनकोकनदं नीरूपस्वभावों (इभवश्च) तस्माझ्नमाव इति चेन्न तु्छ- 
स्वभाव स्याभावस्य सकलप्रमांगोचरातिक़ान्तत्वेन गृहीतुमशक्ते: । भावा- 
न्त्रस्वभावस्येवाभावत्य प्रमाराविषयत्वप्रतिपादनात्‌। तथाहीहभतले घटो 
नास्तीति कोध्यसू ? घटबिफलभूतलोपलम्भ एवेति भावान्तरस्वभावत्व- 
सभावस्य सिध्यत्येवेति ज्ञानावरणात्भावस्पानन्तज्ञानाश्वात्मकसाशम्राज्य- 
रुपभावान्तरस्वभावता घटामटाटयते ।  भ्नन्‍्तवर्शनादिध्रतिपादकझब्द- 
कदम्बकेन प्रतिपाद्यत्वोपपत्तेन सिद्ध परमेह्ििनो5वक्तव्यंकान्तों ज्यायानिति 
निर्ञातार्थ वृत्तसंहत्य्थ: ॥३८॥। 


आगे आठ कर्मों के अ्रभाव से सिद्ध परमेष्ठी के श्राठ गुण 
प्रकट होते हैँ 'यह कहते हैं--- 

'मोहनीय कर्म का क्षय होने से सिद्ध परमात्मा के अनन्त 
सुख प्रकट हुआ है, दोनों ग्रावरण--ज्ञानावरण और दर्शनावरण 
के क्षय से भ्रनन्त-ज्ञान और ग्रनस्त-दर्शन प्रकट हुए हैं, अन्त- 
राय का क्षय होने से अ्रनन्त-वीय॑ प्रकट हुआ है, भ्रायु का उच्छेद 
हो जाने से जन्म-मरण का अभाव हुआ है, नामकर्स का 
विनाश्व होने से अमूर्तावस्था प्रकट हुई है, गोत्रकर्म का नाश 
होने से उच्च-नीच कुल में अजन्म हुआ है और वेदनीयकर्म 
का उच्छेद होने से समस्त इन्द्रिय जनित सुख दुःख का सम्बन्ध 
दूर हुआ है । 


भ्रष्यात्म तरजिणी १४५३ 


विशेषार्थ---यह जोव ग्रनादि काल से रागादि विभाव रूप 
परिणमन करता हुआ चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण कर रहा 
है। आत्मा के रागादि परिणामों का निमित्त पा कर पुद्गल- 
द्रव्य कमरूप परिणत होकर आत्मा के साथ सम्बन्ध को प्राप्त 
हो जाते हैं ग्रौर काल पाकर प्रात्मा के स्वाभाविक गुणों को 
विकृत या तिरोहित करने लगते हैं । ग्रात्मा स्वभाव से अनन्त 
ज्ञान का पुण्ज है परन्तु संसारावस्था में ज्ञानावरण कर्म का 
सम्बन्ध हो जाने से उसका वह अनन्त-ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता । 
ज्ञानावरण के क्षयोपशम की न्यूनाधिकता से संसारी जीव का 
ज्ञान निरन्तर घटता बढ़ता रहता है। संसारी जीव के कभी ग्रक्षर 
का अनन्तवां भाग ज्ञान रह जाता है तो कभी बढ़ कर द्वाद- 
शांग का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। संसारी प्राणी कभो सामने 
की वस्तु को नहीं जान पाता, तो कभी असंख्यात लोक की 
बात को अवधिज्ञान से प्रत्यक्ष जानने लगता है। सिद्धावस्था 
प्रकट होते ही यह सब विषमता दूर हो जाती है। ज्ञानावरण 
कर्म का अत्यन्त क्षय हुआ कि समस्त ज्ञान-सूर्य प्रकाशमान 
होने लगता है। यहो बात दशनावरणा कम की है वह भ्रात्मा 
के सामान्य प्रतिभास को तिरोहित करता है। संसारी ग्रवस्था 
में उसका जैसा क्षयोपशम होता है वसा ही उसका थोड़ा बहुत 
प्रकाश होता है। चक्षुदशन, अ्रचक्षु दर्शन और अवधिदर्शन ये तीन 
दर्शन दर्शनावरण कम के क्षयोपशम की न्यूनाधिकता के कारण 
न्यूनाधिक रूप से संसारी श्रवस्था में प्रकट रहते हैं; परन्तु 
सिद्धावस्था में दर्शनावरण का गत्यन्त क्षय हो जाता है इसलिए 


१५४ अध्यात्म तर्राज़णी 


केवलदशेन गुण प्रकट हो जाता है। यह केवलदशन, कैवल- 
ज्ञान के साथ ही रहता है। मोह के उदय में जीव अपने आप 
को भूल जाता है। तथा पर को भ्रपना मानने लगता है। दशेन- 
मोह के उदय से यह जीव स्वरूप को भूल जाता है ओर चारित्र- 
मोह के उदय से पर को अपना मानने लगता है। इसके उदय 
में यह जीव पर-पदार्थ के परिशमन को अपनी इच्छानुकूल 
बदलने की चेष्टा करता है। उस समय वह यह भूल जाता है 
कि संसार के प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने अगुरु-लघु गरुग का 
निमित्त पाकर अपनी धारा से परिणमन करते हैं । त्रिलोक में 
किसी पदार्थ के परिणशमन की धारा को बदलने की शक्ति 
किसी में नहीं है । यदि कदाचित्‌ ऐसा निमित्त नेमित्तिक संबन्ध 
मिल गया कि इस जीव के जेसी इच्छा हुई वसा ही पदार्थ का 
परिणमन हो गया तो यह हषित होने लगता है और इस बात का 
गये करते लगता है कि मेने यह कार्य कर लिया । परन्तु अधि- 
कांश यही देखा जाता है कि प्राणी की इच्छानुकूल पदार्थों का 
परिंणमन नहीं होता । संसार में सबसे बड़ा दुःख है तो यही 
है कि दच्छानुकुल पदार्थों का परिणमन नहीं होता । इस प्रकार 
मोहोदय से यह जीव निरन्तर दुःखी रहता है परन्तु सिद्धा- 
वस्था में मोह का स्वथा क्षय हो जाने से शब्रनन्त-सुख प्रकट 
हो जाता है | आत्मा अनन्त शक्ति का पुञ्ज है इसीलिए उसके 
प्रनन्त ग्रुणा सदा व्यवस्थित रहते हैं। संसारी ग्रवस्था 
में भ्रन्तरायकर्म का उदय रहने से आत्मा की श्रनन्तशक्ति 
प्रकट नहीं हो पाती । कुछ अंशों में क्षयोपशम हुआ तो 


ग्रष्यात्म तरजिणी १५५ 


अल्पश्षक्ति प्रकट हो जाती है। अन्तराय-कर्म का यह क्षपोपशम 
न्यूनाधिक रहता है इसलिए उसके द्वारा प्रकट होनी बाली शक्ति 
भी न्यूनाधिक रहती है। सिद्धावस्था में श्रन्तरायकर्म का क्षय हो 
जाता है श्रत: अनन्तशक्ति--अनन्तबल प्रकट हो जाता है। 
यद्यपि अन्तराय कर्म के दानान्तराय, लाभान्तराय ग्रादि भेदों के 
क्षय से क्षायिक दान ग्रादि गुण भी प्रकट होते हैं परन्तु उनका 
कार्य अरहन्तअ्रवस्थ्य में ही प्रकट रहता है शरीरनामकमे--- 
का साथ न रहने से सिद्धावस्था में उनका कार्य व्यक्त नहीं हो 
पाता, अतः एक वीयंगुग का ही मुख्यता से उल्लेख किया है । 
जानावरणा, दर्शनावरण, मोहतनीय और भ्रन्तराय ये चार घातिया 
कर्म हैं और आत्मा के अनुजीवी-गुणों का धात करते हैं। 
बारहवे गुगस्थान के अन्त तक इन सब का घात हो चुकता है 
और उसके फलस्वरूप श्रनन्त चनुष्टय अरहन्त अवस्था में ही 
प्रकट हो जाते है। ये अनन्त चतुष्टय सिद्धावस्था में भी ज्यों 
के त्यों विद्यमान रहते हैं । झ्रायूकर्म के निभित्त से संसारी 
जीव का जन्म-मरण होता है। जब तक आझ्ायू विद्यमान रही 
तब तक जीव पूववेशरीर में विद्यमान रहता है भौर आ्रायु पूर्ण 
हुई कि नवीन आयू का उदय होने से नवीन शरीर में उत्पन्न 
हो जाता है। इस श्रायकर्म के कारण ही इसजीव को एक 
दवास में भप्रदारहबार जन्म मरण करना पड़ता है। सिद्धावस्था 
में इसका अग्रभाव हो जाता है भ्रत: सिद्धजीव जन्म मरणा के 
दुःख से बच जाते हैं। शरीर की रचना नामकर्म के निमित्त से 
होती है । शरीर के कारण हो संसारी जीव मृतिक कहलाता 


१५६ भ्रष्यात्म तरख्िणी 


है परन्तु सिद्धावस्था में नामकर्म का अ्रभाव हो ज्गने से शरीर 
की रचना नहीं होतो, ग्रत: जीव का ग्रमूत्तत्व गुण विकसित हो 
जाता है। गोत्रकर्म के कारण संसारी जीव कभी उच्च कुल 
सें और कभी तीच कुल में उत्पन्न होता है। साथ ही दर्शन- 
मोह का उदय हुआ तो यह जीव अपने आपको उच्च ग्रथवा 
नीच समभने लगता है। परन्तु सिद्धावस्था में गोत्रकर्म का 
क्षय हो जाता है अत: सिद्धात्मा ऊंच नीच के व्यवहार से दूर 
हो जाते है। वेदवीयकर्म के उदय से यह जीव इन्द्रियों के इष्ट 
अनिष्ट विषयों में सुख-दु:ःख का अ्रनुभव किया करता है परन्तु 
मिद्धावस्था मे उसका भ्रभाव हो जाता है अतः इन्द्रिय जन्य 
युख-दूुःख के अनुभव से सिद्ध परमेष्ठी दूर हो जाते हैं। आय, 
नाम, गोत्र, और वेदनीय ये चार अघातिया कर्म हैं और आत्मा 
के अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व अग्रुरुलघुत्व तथा अव्यावाधत्व नामक 
प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। सिद्धावस्था में इनका 
अभाव हो जाने से उक्त गुण प्रकट हो जाते हैं । 


यह सब कहने का तात्पं यह है कि सिद्धावस्था में अनेक 
आत्मग्रुण विद्यमान रहते है उनमें आठगुण मुख्य हैं जो कि 
आठ कर्मों के अभाव में प्रकट होते हैं। जनसिद्धान्त में 
चेशेषिक अथवा नेयायिक के समान गुणाभाव को मोक्ष नहीं 
माना है। जंनसिद्धान्त तुच्छाभाव के सिद्धान्त को स्वीकृत 
नहीं करता । मुक्तावस्था में क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शेन भ्रादिगुणों 
का ग्रभाव होता है इसका अर्थ यह है कि घुक्‍त जीवों के ज्ञान 
दर्शनांदि गुणों की क्षायोपशमिक पर्याय नष्ट हो गई, सर्वथा ज्ञान 


भ्रध्यात्म तरज़िणी १५७ 


द्होनादि नष्ट हो गये--यह श्रर्थ नहीं है । क्‍योंकि उन्हीं ज्ञान; 
दशनादि गुणों की क्षायिक पर्याय विद्यमान रहती हैं ।॥३८॥। 


ननन्‍्वनन्तचतुष्टयात्मकत्वमात्मनो मोफेसिद्धं ब्रुद्धयादिविषेषगुशशुस्य- 
स्थात्ममात्रत्य मुत्तवाभिधानात्‌ । य्त्र ब्रद्धयादिविशेषगुजसद्भावो न 
तत्र मुक्तत्वं यथा संसारावस्थायाम्‌ । मुक्तत्वं वर मुक्तो तस्माद्‌ बुद्धयादि- 
विशेषगृणरहितस्‌ । न॒थव॒गुरागुरिनोस्तादात्म्यादगुराभावादगूरिषनो- 
धप्यभाव इत्यभिधातव्य तत्तादात्म्यस्य प्रत्यक्षानमानवाधितत्वमू । तथा- 
हाथ गण एव गुरतीतिप्रत्यक्षबुद्धों भेदअतिभासनात्प्रत्यक्षकायचनस्‌ । तथातु- 
सानवाधन थ गुएगुणिनावत्यन्तं भिन्नो भिन्‍नप्रत्ययवेशवत्याद्ििरद्धधर्माष्या- 
साथ । ययोभिनन्‍नप्रत्ययवेशवत्वं विरुद्धधर्माध्यासत्वं वा तयोभेंदों यथा घट- 
पटयोजे लानलयोर्बा । भिन्‍नप्रत्ययवेद्य त्वं विरद्धाघर्माध्यासों था नयोस्तस्मा- 
भिन्‍नाबिति ततो$नन्‍्तशानादि स्वभावत्वं तन्रासिद्धमेवेति बरुवारं वेशेणिक 
निराकुर्वाणा यथावद्गुरणगुशिभावविचारप्रवणास्तत्वरुलचिबिनेयजनवनेजो 
न्मेषतरुणतररणय:ः सुरयो रंरसन्ति हृष्टीत्यादि-- 
१ हृष्टिजाने गुणों द्वाविह विनिगदितायात्मनि प्राप्ततत्व--- 
स्तावेद प्राप्तवन्तो विधिधविधितयोत्कषभावादबहुत्वम्‌ । 
वर्गोष्त्तर्भावमत्र प्रकृतगुणयुगे याति कव्चिस्न वर्ग: 
सोक्ष्म्यभद्धावगाहागुरुलबुगुणतावाध्यतादो *<विरोधः ॥३६॥। 

विनिगवितों कथितो । को ? गुझौ गुररविशेषो। के ? हष्टिज्ञाने, 
दक्षनज्ञाने । किभूतो ? दो टिसंख्यों । क्त ? इह जगति । कस्सिन्‌ ? 
झ्रात्मनि जन्तो। के: ? प्राप्ततत्वनिर्शततस्वे: । ननु भवतु सासात्मनि 
लद॒गुण सद्भाव: परभनयोरत्यन्तरेदासावात्म्पासिद्धेस्तन्मयत्व तत्रासिद्धून 
मिति बेल, भिन्‍नप्रत्ययवेद्यत्वं निन्नप्रभाणपग्राह्मत्वमुख्यते तशात्मतानंकर- 

न्तिक तस्य स्वपरप्रत्यक्षानुमानप्र धाराग्राह्मत्वेषपि भेदाप्रतीति:। प्रथ बिर- 


१. दृष्टिह्ान त० २. ताधाविरोष: त० । 


१५८ अ्रध्यात्म तरड्िणी 


डघर्माध्यासेन तयोभेंद: साध्यते ? तदा कथंचिद्‌ विरुद्धधर्माध्यासों हेतुः 
सर्वधा वा। यवि वा कथच्िदेवातस्तयोभेंद: सिद्धयेत्तेनवास्थविताभाव- 
सिद्धेनेपुन: सर्वथा तद्विपर्यंयात्‌ । तथा च साधनस्य विरुद्धत्वं साध्यं विषय 
यस्साधनात्सिद्धसाधनं॑ चास्साक कथ्थंच्िित्तदृभेदस्येष्टत्वात्‌ू । सबंधा तद्भे- 
दसाघने तु कालात्ययापदिष्टत्वं प्रत्यक्ष बाधितकर्मनिदशानन्तर प्रयुक्तत्वा- 
दनुष्णयो$रिनिद्रें व्यत्वादित्यादिवत्‌ । तस्मान्नास्माद्धे तुद्वयात्सवं थाभेव: 
सिध्यति । किद्व गरणगरिएों तात्यन्त भिन्नी गुणगुरितभावात्‌ । यावत्यन्त 
शिन्‍नो न तयोगुरणागुशिभावो यथा सहाविन्ध्ययोगुरागुरि।भावश्चानयोस्त- 
स्माननात्यस्तं भिन्‍नाविति । ततो नानयोः सर्वया भेदों नाप्यभेदः कथच्चि- 
देव तयोस्तत्सिद्धेः। कथमभेदः कथं वा भेद इति ? ज्ञानात्मना$्भेंदो 
ज्ानमेवाभेदो ज्ञानात्मनों: संज्ञासंड्यायारूपतया तु भेंदः । इदं ज्ञानमसयमा- 
स्मेति संज्ञयाभेद: ) ज्ञानात्मनाविति संख्याया भेदकथनम्‌। तदुक्‍्तं भ्रीसमन्त- 
भव्स्वासिभिः--- 

'संज्ञासंस्यादिभेदाच्च स्वलक्षरण विशेषतः । 

प्रयोजनादि भेदाश्य तन्नानात्व न संथा' ॥॥ 

तथा ज्ञानात्मनोभेंदो5धप्युक्त:--- 
'ज्ञानादर्थान्तरं नात्मा तस्साज्ज्ञानं न चापिनः । 
एक पर्वापरीभत ज्ञानसात्मेति कच्यते ॥' 


तथा हग्शानगर्पात्मकत्व॑ न _तत्रासिद्धं सिद्धे व प्रधानगुराह्ये मुक्ता- 
त्मलि तदेवानेकगुणीभवतीत्पुदीरयन्तः प्राहु: | प्राप्तवन्ती गतो । किस ? 
बहुत्व॑ं नानात्वस्‌ू । कौ ? तावेब हृष्टिशानगुणावेव । कस्सात्‌ ? उत्करे- 
भाषात्‌ परमप्रक्प्राप्ते:। कया ? विविधविधितया नानाकार्यरूपतया । 
याति गच्छुति । कम ? श्रन्तर्भावसन्तर्भंवनस्‌ प्रवेशनस्‌ । कस्सिन ? 
प्रकतगरायुगे दशमशानयुगले। कः ? वर्ग: समहः। किभूतः ? सौकस्य- 
अद्धावगाहागुरुलघुगुर्पतावाध्यताद्: । सुद्मस्थ भाव: सोध्स्यं द्विजिध- 
मन्त्यमापेक्षिकलआ । तत्रान्त्य॑ परमारप तामापेक्षिक विल्वामलकादोनास । 


अध्यात्म तरज्िणी १५६ 


द्विविधसपि तत्तत्रासंभाव्य सुक्ष्मत्वं मुक्‍्तात्मन्यमत्तत्वसेवेति । अद्धाज्ञायिक- 
सम्यक्त्वम्‌ । अवगाहनमात्मप्रदेशव्यापित्व तद्ठि:प्रकारमुत्कृष्टजघन्यभेवातर्‌ १ 
तत्रोत्कृष्ट पत्चथनुःशतानिपश्चविशत्युत्तरारि जधन्यमर्दचतुर्था रत्नों 
देशों वा (देशोना:) शान्‍्य (प्रन्य) विकल्प एतस्मिन्नवगाहे सिध्यति । 
झगरुलघुगुणता यत्रादित्यतुलबन्नातिलाधव नाप्ययस्पिण्डबद्गोरवं वा सा । 
ऋवाध्यता क्षुदृदःखादिपोडितत्व॑ बाध्यता तस्याभावोध्बाध्यता । एतासां 
इन्ह: सा झ्राद्या यस्थानन्तवोर्यादें: स:। नन्रु विरुद्धमिदम । कथसू ? 
एतस्मिन्‌ गुणहये सुक्ष्मादिगुणानामन्योप्न्यविरुद्धानामन्तर्भावधिभावन- 
सितिचेन्न । एकस्पाप्यनेकात्मकत्वेन प्रतीपसमानत्वात्‌ । तथाझ्यात्मतत्त्व- 
स्येकस्थापि संसारिदशायां सुखदुःखहर्षामर्धाद्यात्मकतायाः स्वसंवेदसा- 
ध्यक्षेणोपलम्यमानत्वातू । तथामुमानादप्पेकस्यानेकात्मकल्वमुपलम्यते । 
तथाहि. मुक्तात्मानेकसस्यक्त्वादिगरगात्मकोश्नेकत्वे नोपलम्यसानत्वातू । 
यदनेकत्वेनोपलस्यमानं _ तदनेक॑ यथा सेचकसरिः । अनेकत्वेनोपलम्य- 
सानत्व (व) भुक्तात्मा तस्मादसेक:। नचोपलस्मे विरोधोश्नुपलस्भ एज 
विरोधाभिधानसिति । तस्मान्त कोषि विरोध: । किभतः ? कश्षिदपि 
सह्ानवस्थानलक्षण्ो यथा शीतोष्णयोसत्था न परस्परपरिहारस्थिति- 
लक्षणों यथा वाय्वातपयों:। तथा न वध्यधातकलक्षरों यथा नागन- 
कुलयोरिति । सम्यक्त्वशानदशनानन्तवोर्याव्याबाधागुरुलधुसूक्मत्वावगाह- 
गुणाश्रयरणादष्टविकल्पविकल्प्यस्तथा क्षेत्रादिभिद्वदिशभिरतुयोग: साध्याः 
प्रत्युत्पन्नभतानप्रहातू (जुप्रहतन्त्र) तन्न नयद्वयविवक्षावशात्‌ । यथा 
कत्रेण तावत्कस्मिन क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्नग्राहिलयापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे 
स्वप्रदेशे श्राकाशप्रदेश वा सिद्धिभंबति। भूतग्राहिलयापेक्षया जन्म प्रति 
पदञ्चददसु कर्मभमिषु संहररां प्रति मानरुषे क्षेत्रे सिद्धि! (कालेन)॥ 
कस्मिन्‌ काले सिद्धि: ? प्रत्युत्पन्नतयवापेक्षया एकल्सिलू समये सिध्यन 
सिद्धो भवति भ्ृतप्रश्ञापन्नयापेक्षया जन्मनो5विशेधेरतोत्सपिष्यवस पिष्योजो व: 
(जात) सिध्यति। विद्ेषेशावसर्पिष्यां सुघमदुःषमाया प्रन्त्पेभागे वुःबस- 


१६० ग्रध्यात्म तरख्िणी 


सुथमायां थे जात: सिध्यति नतु दुःबभायां जातो बुबमायां सिध्यति। 
झत्यदा नेब सिध्यति । संहरणतः सर्वेस्मिन्काले उत्सपिष्यामवसपिण्याश 
सिध्यति । गत्या कस्यां गतो (सिद्धि)? सिद्धिगतों सनुष्यगतो वा सिद्धि: । 
लिकू स (केन) सिद्धि: । (झ) वेवत्वेन त्रिस्‍्यों वा वेदेस्यः सिद्धिभावतों ले 
तु दरब्यत: । (द्र्यतः) पुल्लिद्ध नंब सिद्धि: । तीर्यसिविदेधा तीर्थकरेतर- 
बिकल्पात्‌ । इतरे द्विविधा: सति तीर्थंकरे सिद्धा असतिचेति । चारित्रेश 
केन सिध्यति ? अव्यपदेशेनकचतु:पश्चव विकल्पचारित्रेण वा सिद्धिः। स्थव- 
दक्ति परोपवेश निम्तित्तशानभेवात्प्रत्येकबुडबोधितविकल्पा:। झानेनेकेत 
द्ित्रिचतुनिश्व शानविशेषे: सिद्धि! । किसन्तरस्‌ ? सिध्यतासन्तरं जघन्येन 
हो (समयो) उत्कषंणाष्टो । प्रन्तरं जघन्येनेकसमय उत्कर्षरा घण्मासा: । 
संख्या --जधस्पे नकसमये एक: सिध्यति उत्कर्षेण्शाष्टोत्तरशतसंख्या: । 
क्षेत्रादिभेदशिन्नानां परस्परतः संख्या (वि) वोषो$ल्पबहत्वस । तश्ाथा 
प्रत्युत्पन्ननपापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे सिध्यस्तीति नास्त्यल्पबहुत्वस्‌ । भूत पूर्बा- 
पेक्षया तु चिन्त्यते । क्षेत्रसिद्धा द्विविधा जन्सतः संहरणतच्य | तत्राल्पाः 
संहरणसिद्धा:। जन्मसिद्धा: संख्येयगुणा: । क्षेत्रार्ण विभागः कसंभूमि- 
रकमंभ्सि: समुद्र-द्वीप-ऊर्प्य मघस्तियंगिति । तत्र स्तोका ऊध्यलोकसिद्धा: । 
अ्रधोलोकसिद्धा: संख्येयगणा: । तियेग्लोक सिद्धा: संल्येयगुरा: । सर्बतः 
स्तोका: समुद्रसिद्धा, । द्ोपसिद्धा: संख्येयगुराः ।एवं तावदविशेषेश स्वतः 
स्तोका लवणोदससिद्धा:। कालोद्सिद्धा: संख्येवगुणा:। जम्बृद्ीपसिद्धाः 
संख्येयगणा: । एवं कालाद (वि) विभागेषपि यथागमसल्पबहुत्ज वेदि- 
संब्यसिति । धातकीखण्ड सिद्धा: संल्येय गुणा: । पुष्कराधं सिद्धाः 
संख्येवगुण: । शुद्धवव्याथिकनयापेक्षयेकत्व॑ सद यवहारतवापेक्षयानंकत्व- 
मिल्मेकत्वानेकत्व॑मुक्तात्मनि न विरद्ध मित्यवधारितबुततसंहत्यर्थ: ॥३६४ 

इस प्रकार विस्तार से सिद्ध जीवों के गुणों का उल्लेख 
कर भ्रब संक्षेप से उनका उल्लेख करते हैं 


मनन. अत जज ब्वन-+--- 


१. अवगाहनापेज्षया पूवमुबतमत्रेब टीकायाम्‌ 


किन ऑिड ता तभआा ।: ्ाचततौ््ल्‍्ल 


भध्यात्म तरजिणी १६१ 


वस्तु-तत्व का निर्गाय करने वाले ऋषियों ने जीव में 
ज्ञात और दर्शन ये ही दो गुण मसुरूय रूप से कहे हैं। नाना 
प्रकार के उत्कर्ष को पाकर ये ही अ्रनेकरूपता को प्राप्त हो 
जाते हैं। सूक्ष्मत्व, सम्यक्त्व, अ्रवगाहनत्व, अ्गुरुलधघुत्व, श्रव्या- 
वाधत्व झ्रादि गुर इन्हीं दो प्रकृत गुरों--ज्ञानदर्णन में श्रन्तभू त 
हो जाते हैं। इनके सिवाय ग्रन्य गुणों का कोई भी समूह 
आत्मा में नही है । 


विगेषार्थ--यद्यपि आ्रात्मा में अनेक गुण विद्यमान हे परन्तु 
उनमें ज्ञान और दर्शन ये ही दो गशुगण मुख्य हैं श्रन्य समस्त 
गुग इन्हीं में अ्न्तभू त हो जाते है यही कारण है कि श्रागम 
में जीव का लक्षण ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोंग ही बतलाया 
है। स्वपरावभासी होने से ज्ञान और दर्शन गुणा को मुख्य गुण 
माना है। ज्ञानशुग्ग का विपरोताभिनिवेश से रहित जो परिण- 
मन है वही श्रद्धा कहलाती है। जीब के अ्रसंख्यात प्रदेशों में 
विद्यमान ज्ञानगरुण की जो स्वरूपावस्थिति है वहों श्रनन्त 
वीये है। ज्ञान गुण की जो बहिरिन्द्रयावेद्वत्व श्रवस्था है वही 
सूक्ष्मत्व गुण है। ज्ञान ग्रुण की जो एक रूपता है वही 
अवगाहनत्व है, उच्च-नीचता के व्यवहार से रहित ज्ञान गुण 
की जो दशा है वही अगुरुलघुत्व है, विषय जन्य सुख दुःखानुभव 
से रहित ज्ञान-ग्रुण की जो परिणति है वही श्रव्यावाधत्व ग्रुण 
है । इस प्रकार ज्ञान दर्शन के सिवाय जिन अन्यगुणों का 
वर्गान किया जाता है वे सब ज्ञान दर्शन के भीतर ही भ्रन्तभू त 
हो जाते हैं ! 


१६२ अध्यात्म तरज्िणी 


ज्ञान-दर्शन गुण है और आत्मा गुणी है। इनमें प्रदेश 
भेद नही है इसलिये ज्ञान दर्शन तथा आ्रात्मा में अ्भेद है। 
परन्तु श्रात्मा गृणी है ज्ञान-दशन गुण है, इस प्रकार संज्ञा संख्या 
श्रादि की विभिन्‍नता से भेद है। स्याद्वाद सिद्धान्त का आश्रय 
लेकर जहाँ ज॑सी विवक्षा है वहाँ भेद अभेद की बसी योजना 
कर लेनो चाहिये । गुगग और ग्रुणी सर्वथा भिन्‍न ही रहते हैं .. 
ऐसा नेयाथिक मानते हैं; परन्तु कथचित्‌ भेद और कथचित्‌ 
ग्रमेद मानते हैं । 

इस इलोक की संस्कृत टीका में टीकाकार ने स्वार्थसिद्धि 
ग्रन्थ का आश्रय लेकर क्षेत्र काल, गति, लिज्, तीर्थ, चारित्र 
प्रयेत्क बुद्ध बोधितबुद्ध, ज्ञान, अवगाहन, अन्तर, संख्या और 

ग्रल्प बहुत्व रूप अनुयोगों के द्वारा सिद्धपरमेष्ठी में विशेषता 

का वर्शोन किया है। इसका यद्यपि मूल पद्म के साथ कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है तथापि ज्ञान वृद्धि के लिये यहाँ भी लिखते हैं 

प्रशन--क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र में जीव सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--प्रत्युत्पन्न ग्राही नयकी अपेक्षा सिद्धिक्षेत्र में, अपने 
आत्मप्रदेश में अथवा आकाश प्रदेश में और 'रृतग्राहीनयकी 
अपेक्षा जन्म के पांच भरत, पाँच, ऐरावत, और पांच विदेह 
इन पन्द्रह कमे भूमियों में तथा संहरण के प्रति अढ़ाई द्वीप में 
सवंत्र सिद्ध होते हैं । 

प्रश्न--काल की अपेक्षा किस काल में सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा एक समय में और श्रृ्त 
ग्राही नय की भ्रपेक्षा सामान्यतया उत्सपिणी तथा अवसपिणी 


भ्रध्यात्म तरड्िणी १६२े 


में उत्पन्न हुए जीव सिद्ध होते हैं। विशेषतया अ्रवसर्पिणी 
के सुषम-दुःयम काल के अन्तिम भाग में तथा दुषम-सुषम काल 
में उत्पन्न हुए जीव सिद्ध होते हैं। दुःषमकाल में उत्पन्न हुए 
जीव सिद्ध नहीं होते यह जन्म की अपेक्षा कथन है। संहरण 
की अपेक्षा उत्सपिणी श्लौर अवसरपिशी के सभी कालों में सिद्ध 
होते हैं । 

प्रदन--गति की ग्रपेक्षा किस गति में सिद्ध होते हैं। ? 

उत्तर--सिद्ध गति अथवा मनुष्य गति में सिद्ध होते हैं । 

प्रशन--लिज्भ की अपेक्षा किस लिझ्ठ से सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--किसी भी वेद से नहीं अ्रथवा तीनों बेदों से । यह 
कथन भाव वेद की भ्रपेक्षा है, द्वव्य वेद की अपेक्षा नहीं । द्रव्य 
वेद की अपेक्षा मात्र पुवेद से ही सिद्ध होते हैं-- 

प्रशन--तीर्थ की अपेक्षा किस तीथ्थ से सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर---तीथं-सिद्धि का व्याख्यान दो प्रकार का है । तीर्थ- 
कर होकर सिद्ध होना श्रौर सामान्य मनुष्य होकर सिद्ध होना। 
जो मनुष्य तीर्थंकर होकर सिद्ध होते हैं बे तीर्थ सिद्ध कहलाते 
हैं और जो सामान्य मनुष्य होकर सिद्ध होते हैं वे इतर सिद्ध 
कहलाते हैं। इतर सिद्धों में कोई जोव तीर्थकर के रहते हुए 
सिद्ध होते हैं औ्ौर कोई तोर्थकर के मोक्ष चले जाने के बाद 
उनके तीथ में सिद्ध होते है । 

प्रशन--चारित्र की अपेक्षा किस चारित्र से सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--प्रत्युत्पन्नग्राही नय की अपेक्षा एक यथारूयात- 
चारित्र से और भृतग्राहीनय की श्रपेक्षा कोई सामायिक 


१६४ अध्यात्म तरज़िणी 


छेदोपस्थापना, सृक्ष्मसाम्पराय तथा यथाख्यात इन चार 
चारित्रों से तथा कोई परिहारविश्वुद्धि रूप पांच चारित्रों से 
सिद्ध होते हैं । 

प्रदन--प्रत्येकबुद्ध का क्‍या गअ्रभिप्राय है ? 

उत्तर--जो जीव पूर्व भव के संस्कार वश किसी के उप- 
देश के बिना स्वयमेव दीक्षित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं उन्हें 
प्रत्येक बुद्ध कहते है । 

प्रघन--वोधित-ब्रद्ध का कया ग्र्थ है ? 

उत्तर--पूर्वभव का सस्कार न होने से जो वर्तेमान पर्याय 
में ही किसी का उपदेश पाकर विरक्त हो मोक्ष प्राप्त करते हैं 
वे बोधित-बुद्ध कहलाते हैं । 

प्रशन---ज्ञान को अपेक्षा किस ज्ञान से सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--प्रत्युत्पन्नग्राही नय की अपेक्षा एक केवलज्ञान 
से और श्रृतप्रज्ञापन-नय की अपेक्षा दो, तीन अथवा चार ज्ञान 
से सिद्ध होते हैं । 

प्रशन--भ्रन्तर कितना है ? 

उत्तर--कम से कम एक समय और अधिक से अधिक ६ 
माह । 

प्रदन--एक समय में कितने जीव सिद्ध होते हैं ? 

उत्तर--कम से कम एक और अधिक से अ्रधिक एक सौ 
आठ । 

प्रइन--श्रत्प बहुत्व का क्‍या मतलब है 

उत्तर--क्षेत्रादि के मेद से भिन्‍नता को प्राप्त सिद्ध जीवों 


अ्रध्यात्म तरज्िणी १६५ 


में परस्पर की संख्या में जो विशेषता है उसे अल्प बहुत्व कहते 
हैं। वह इस प्रकार है-- 
प्रत्युत्पल्न नय की अपेक्षा सब जीव सिद्धि क्षेत्र में ही सिद्ध 
होते हैं श्रतः उनमें अल्प-बहुत्व नहीं है परन्तु भ्रृतप्रज्ञापननय 
की भ्पेक्षा विचार करते हे। क्षेत्र सिद्ध दो प्रकार के हैं जन्म 
सिद्ध और संहरण सिद्ध । इनमें संहरण सिद्ध अ्रल्प हैं और 
जन्म-सिद्ध उनमें संख्यात शुरितत है। कमंभूमि, अरकर्मभूमि 
समुद्र, द्वीप, ऊध्वे अध: और तिय॑क में सब क्षेत्रों के विभाग 
हैं। इनमें ऊध्व॑ लोक से सिद्ध होने वाले सिद्ध जीव अ्रत्प हैं, 
अधोलोक सिद्ध उनसे संख्यात गुणित हैं, तियंक्‌ लोक सिद्ध 
उनसे भी संख्यात गुग्पित हैं। समुद्र सिद्ध सबसे अल्प हैं द्वीप 
सिद्ध उनमें संख्यात गुरितत है, लवणोद सिद्ध सबसे थोड़े हैं । 
कालोद सिद्ध उनसे संख्यात गुणित हैं। जम्बूहीप सिद्ध उनसे 
संख्यात गुरणित हैं । धातकीखरुड सिद्ध उनसे संख्यात ग्रुणित हैं 
और पुप्कराध सिद्ध उनसे भी संख्यात ग्रसित हैं इसी प्रकार 
कालादि अनुयोगों से भी सिद्ध जीवों का अ्र॒ल्प-बहुत्व आगम से 
जानना चाहिए ॥।३६॥। 
नतु केयं सुक्ति: ? स्वात्मरूपोयलब्धि: 'सिद्धिः स्वात्मोपलब्धि:-रित्य- 
भिधानात्‌ । सा चू कृतस्तकर्म विश्लेयात्सवें सद्दादिनां सम्मतेति सकला- 
सह्तिकसोवस्तिकसौवस्तिकानां मुक्तिस्वरूप विवादाभाव॑ दहांयति । श्रथ 
केषा शिद्वद्धादीनासप्यात्मस्वरूपे कमंस्वरूपे ख विवादात्स च प्रागेज मिर- 
स्तोइ्नन्तज्ञानादिचतुश्पस्यथ सिद्धत्वस्प चात्मस्वरूपस्थ तर प्रमाणसिद्ध- 
त्वात्‌। नहाचेतनत्वमात्मनः स्वरूप तस्य ज्ञात ससवायित्वविरोधादा- 
काशादिवत्‌ । प्रतीयते ले शानमात्मनि ततस्तस्प नाक्षंतन्यस्वरूपस्‌ । 


१६६ भ्रध्यात्म तराड्रिणी 


चेतन्यमात्रमेवात्ममनः . स्वरूपमित्यप्यनेनापास्त॑ ज्ञानस्वभावरहितस्य 
चेतनत्वविरोधादनड्रलादिवत्‌ । प्रभास्वरसिद॑ चित्तमिति स्वसंवेदनसातज् 
जचिसस्य स्वरूप वदन्‍नपि सकलाथंविषयज्ञानसाधनाप्निरस्तः स्वसंविन्सात्र- 
वेदनेन सर्वायंसाक्षात्कतरणवबिरोधात्तदेवंप्रवादिपरिकल्पितात्मस्वरूपस्य 
प्रभाशबाधित त्वादनेकान्तवादिनिर्णीतमभेवानन्तचतुष्टयादिस्वरूपमात्मनो 
व्यवस्थां प्राद्धतीति तस्मात्तस्येव लाभो मुवितः सिद्धयेन्नपुनरात्महानि- 
रिति बुद्धेनं हिप्रमारासिद्धत्वात्‌ । तथा च कर्मस्वरूपे विवाद: करसंवादिनां 
कल्पनाभेदात्‌ स च पृवंमेव निरस्त इत्यभोडल विवादेनेत्यावेदयन्तो5्ध्यात्म- 
रुघिकर्मन्दिवृन्दकुमुदकदश्वकसो दसोमदेवाः: सोमदेवाः सूरयो मुक्तावित्याण- 
दितिबंतः-- 

मुक्तो नापूर्वेमाप्यं किसपि सुकृतिभिदचेतितामात्मरूप--- 

प्राप्ति प्राहु: प्रशीताखिलनिगसनया: केक्‍लज्ञानभाज: । 

सुकमा तेषां जिनेन्द्रोदितमतसहितज्ञानसाम्राज्यसंपतु-- 

संपन्‍नाः सर्वसत्वोत्पलविपिनभुदे सोमदेवाइच साक्षात्‌ ॥४०॥। 


५ इति सोमदेवाचारयप्रर्णोताध्यात्मतरड़िणी समाय्ता ७ 


नाप्यं न प्राप्यसू । किसू ? किसप्यनुभूयमानस्‌ । कि भृतस ? अपृ- 
व्येमू । तयप्रमारासंवादमस्प्शन्ती भिर्वारी भिः प्रवादितोर्थकरम्मन्योपकल्पित॑ 
'चतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति। तच्च ज्ञेयाकारवरिच्छेदपराड मुख ।” तत्स- 
दप्यसदेव निराकारत्वादिति तथा “ुद्ध्यादिवेशेषिक गर्मोच्छेदः पुरुषस्य 
मुक्तिरप मिति च । तदपि परिकल्पनमसदेव । विशेषलक्षरा दान्यस्थावस्तु- 
त्वात्‌ । तथा प्रदोपनिर्वाराशकल्पमात्मनिर्वाश्शमिलि च । तस्प खरविषाण 
(बतु) कल्पना तरेबाह॒त्य निरुपितेत्येकमादि । न च (तत्साध) कुत:। न 
हि प्रेक्षाप्वकारों निजगुणहान्यर्थ स्वविनाज्ञार्थ वा यततेःप्रेक्षापर्वकारि- 
ताफ्तेरिति तस्‍्तवार्थश्लोकर्बात्तिकालड्ूपरे निर्खीतप्रायमु । कस्यास्र ? 
मुक्तो लिड्धो । कं: सुकृतिमिलोकातिशामिपरसपुण्यनायकः । यदिज्ञ तवेत- 


भ्रष्यात्म तरज़िणी १६७ 


हूपिरी न सहश्येवेति प्राहुः प्ररूपयन्ति । काम ? तां सुक्तिमु । कास ? 
झात्मरूपप्राप्तिपु निरवशेषनिराकृतकर्मससलकलऊू$कायाविन्त्यस्वाभावि- 
कज्ञानादिगुणाष्यावाघसुखोत्पत्तिका वस्यान्तरजन्तुस्वभावाबाप्तिसित्यर्थ: । 
के ? केवलज्ञानभाज: त्रिभुवनाभुवनभ्तभवद्भूविष्यत्कालभवत्प्रतिक्षणला- 
वाभावश्रुवस्वभावचेतनाचेतनभावावभासिकेवल्यावबो धात्मका इत्यथ: । कि 
भताः ? प्रणीताखिलनिगमनया: प्रणीताः कथिता अखिलाः सकता 
निगम्पन्ते निश्चीयन्ते जीवाजीवादित त्वानि यत्र स निगमो<्थ प्रहेत्यादिता थे 
परसागम इत्यथ्थ: । स थ नोयते प्राप्यते सत्वासत्त्वाव्यापित्याव्यापित्वद्रव्य- 
त्वाद्रव्यत्वादिवस्तुधर्मो बेस्‍्ते नया द्विविधा द्रब्यतया: पर्यायनयाश्च । तत्र 
द्रस्यनयस्त्रिविधि: पर्यायनयश्चतुःप्रकार: यस्ते: प्ररीतः । कथंचिदपो- 
रुषेयपो रुषेयप्रव्यपर्यायात्मकं स्यादस्तीत्यादवि सप्तभद्भीभड रजीवादि- 
भावाधिधायकप रसागमन्योन्यापेक्ष नेगससंग्रहव्यवहारजुसूत्र शब्दससभिरू- 
ढेबंभ्ता नया इत्यथं: । भवति । का ? सा सुक्ष्माष्सूर्ता क्षेत्रचरानस्तवी- 
यंबकत्रा हस्ञाननेत्राउगुरुलघगुणाभोगोसु ड्भरस्तनयुर्माधध्यावाधो रुग भी रतासि- 
मध्या5ग्रावगाहोरूबरा ज्ञापन ड्रान ड्रनासुक्तिरित्यथ: केषाम्‌ ? तेषासम्‌ । ते 
के ? ये जिनेन्द्रोदितमतमहितज्ञानसाम्नाज्यसंपत्संपन्‍ता: नानोग्रभवदुप्र 
व्यसन प्रापणकारणान कर्मारातोन जयन्तोतिजिनास्तेबाभिम्द्रः स्वामी 
तेनोदितं कथित चर तन्मतं द्वादशाजह्ुचतुर्दशपूर्वब्यवस्थितानेकशास्त्र तत्र 
महित॑ पूलितं त॒तत्‌ ज्ञानं तस्यथ साम्राज्य सम्राटत्य॑ तस्य संपल्‍लक्सी: 
सा संपन्‍ना प्राप्ता यस्ते जिननाथाभिहितसमयसारा्यध्यात्मश्ञास्त्राचित- 
बोघसाव भौंसपद्मेश्वराय इत्यर्थ: । पुनः कि भृताः ? सर्वसत्वोत्पलबिपि- 
नमुदे सोमभदेवाश्च ये । सर्वे समस्ता: सत्या एकेन्द्रियादिप्रारिषनस्त एचों- 
स्पलबन करवकरक्ष तस्य मुद्धर्षस्तस्थे मुदे ! सोमदेवा:। श्रथवा यशस्तिल- 
कामिधानचम्पुकथाकोस्तुभ रत्नोत्पत्तिरत्ताकरंकान्तवादिवादिखद्योततयप - 
राभवादित्यसदोप्तवश्वगद्मपश्दरखनाश्वथितसोमदेबा: पण्डितसोसदेवा भ्रभि- 
शोयन्ते । निखिलजन्तुजातेन्दीवरानन्दकौमुदीदणिता एवेत्यर्थ:। कथमु ? 


१्ध्द प्रध्यात्म तरज्िणी 


साक्षान्तृूनं निश्चितमित्यथं:। ननु वे नास्तिकान प्रति सुक्तिस्वरूुपेईपि 
विवाद इति चेन्त तेषामत्रानधिकारातु । येषां प्रत्यक्षमेकसेव प्रसार 
नास्तिकानां (ते) कर्थ मुक्तिनिराकरणाय प्रमासान्तरं वदेयु: । स्वेष्टहा- 
निप्रसद्भगच्च । पराभ्पुपगतेन प्रमाणेन सुक्त्यभावसाचक्षाणा मुक्तिसद्भधाव- 
मपि किन्नाचक्षते । न चेदसत्पलापिनः परपयंत्रुयोगपरतया । अलापमाज्र 
तु महात्मनां नावधेयम्‌ | तेषामुपेक्षाहेत्तत्वतो निर्वाधेवानन्तवोधाद्यात्मिका 
भुक्तिरभ्युपगन्तव्या । मूतंद्रव्भभावागमशुद्धाशुद्धनयप्ररूपरपप्रवश्शनिखिला- 
वबोधबन्धुरसवंज्ञोपविष्ट जिने तिह्यानुगतदयादमत्यागगाड़् याभरणभ्षितो 
त्तमाडुकष्ठकरशाखामलशीलोज्ज्वलदुकूलविराजितनितम्बबिम्बसक लदिग्ग- 
सनसिचयोत्तरोयाबृताखिलविग्रहविष्नहृति नि क्तमानस  दह्ाविशति परो- 
षहचम्‌रीचयोच्वाटनसित्रभानुप्रभाभेवरत्नश्रयहेतिविध्यस्तसक लकर्म्मा राति- 
सन्ततिनरोत्तमानामेव मुक्ति कामिन्यवश्यं बश्या भजतीति व्याध्यात ध्ुस- 
संकल्पितार्थ: ॥४०॥ 


आगे मुक्ति का स्वरूप निरूपण करते हुए उसकी विशे- 
षता बतलाते हैं--- 


'मुक्ति में प्राप्त करने योग्य कोई अपूर्ब वस्तु नहीं है । 
समस्त आगम तथा नयों का प्रणयन करने वाले केवली भगवान 
आ्रात्मा की उस परिणति को म॒क्ति कहते हैं जिसका कि भाग्य- 
दशाली मनुष्य निरन्तर चिन्तवन करते रहते हैं। वह अत्यन्त 
सूक्ष्म ग्रथवा अमूर्तिरूपमुक्ति उन जीवों की प्राप्त होती है 
जो कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निरूपित मत से पूजित केवल- 
ज्ञानरूप साम्राज्य की सम्पत्ति से सम्पन्न हैं तथा समस्त जीव 
रूपी कुम॒ुद वन को विकसित करने के लिए जो साक्षात्‌ चन्द्रमा 
स्वरूप है । 


प्रभ्यात्म तरज्िणी १६६ 


विशेषार्थ--सम्यग्ज्ञान की न्‍न्यूनता तथा स्वमतस्थापन के 
पक्ष व्यामोह से हुरद्ावसपिणी काल में अनेक मत मतान्‍्तर 
प्रचलित हो जाते हैं। यदि उन मत-मतान्‍्तरों का वर्गीकरण 
किया जाय तो प्रधानता से दो वर्ग ठहरते हैं । प्रथम आस्तिक्फ 
वादियों का जिन्होंने कि स्वतन्त्र सत्ता मानकर इहलोक तथा 
परलोक की व्यवस्था स्वीकृत की है और दूसरा झनास्तिक्य 
वादियों का जिन्होंने कि शरीर से भिन्‍न जीव की स्वतन्क 
सत्ता को अ्रस्वीकृत कर पर लोक की व्यवस्था स्वीकृत नही की 
है | अनास्तिक्य वादियों में चार्वाक मत का नाम प्रसिद्ध है' 
इस वाद में जब जीव की ही सत्ता नही मानी गई है तब स्वर्ग 
मोक्ष की चर्चा कहां से आवेगी, आस्तिक्य वादियों में सांख्य, 
वेशेषिक, नेयायिक, बौद्ध आदि मत प्रसिद्ध हैं और उनमें 
मुक्ति को चर्चा की गई है। परन्तु स्थाह्वाद की कसौटी पर 
कसने पर उनके द्वारा निरूपित मुक्तिस्वरूपरूप सुबर्ण खरा 
नही उतरता । सांख्य कहते हैं कि चेतन्य पुरुष का स्वरूप हैः 
परन्तु वह ज्ञेयाकार परिच्छेद से विमुख है! । उनका यह मुक्ति 
स्वरूप सत्‌ होने पर भी असत्‌ ठहरता है। चेतन्य पुरुष का 
स्वरूप है यह अंश तो ठोक है परन्तु वह पदार्थ के श्राकार 
को ग्रहण नहीं करता यह अंश ठीक नहीं बेठता। पदार्थ को' 
जानना आत्मा का स्वरूप है और वह मुक्तावस्था में भी विद्य- 
मान रहता है। वैश्षेषिकों ने ब्रद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्त, संस्कार आदि विशिष्ट गुणों के उच्छेद को मुक्ति माना 
है । यह कल्पना भी ठीक नहों बेठती; क्योंकि किसी भी पदार्थ 


१७० अध्यात्व तरज्िणी 


के विशिष्ट श्र्थात्‌ असाधारण गुणों के नष्ट होनेपर उस पदार्थ 
का भ्रस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। बौद्धों ने कल्पना की है 
कि जिस प्रकार दीपक बुभने पर वहीं का वहीं शांत हो जाता 
है उसी प्रकार गआरात्मा भी मोक्ष प्राप्त होने पर वहीं का वहीं 
शांत हो जाता है--उच्छिन्न हो जाता है--उसकी सन्‍्तति आ्रागे 
'नहीं जाती । बौद्धों की यह कल्पना खरविषाण की कल्पता 
के समान नि:सार कल्पना है। ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं, जो 
अपने गुणों की हानि अथवा स्वकीय सत्ता का उच्छेद करने के 
लिये प्रयत्त करेगा । इत्यादि रूप से अनेक मत-मतान्‍्तरों की 
चर्चा तत्वा्थश्लोकबातिकालंकार में की गई है। जैन मत 
में स्वात्मोपलब्धि को मोक्ष का स्वरूप मानागया है। मोक्ष में 
कोई नवीन वस्तु उत्पन्न नहीं हो जाती । किन्तु द्रव्य-कर्म 
ओर नोकर्म का सम्बन्ध हट जाने से आत्मा की स्वाभाविक 

था प्रकट हो जाती हैँ | जीव की यह स्वाभाविक दशा अ्रनादि 
काल से कर्मादृंत हो रहो हें--ज्ञानावर्णादि द्रव्यकर्म, राग- 
देपादि भावकर्म और झशौदारिक शरीरादि नोकर्म से झावृत 
हो रही है । इन समस्त प्रकार के आवरणों का अ्रभाव होने 
'पर जीव की जो अवस्था प्रकट होती हे वह आत्यन्तिक होती 
है, उसका कभी नाश नही होता और अनन्त ज्ञान, दशन, सुख, 
वीये आदि गुणों से प्रकाशमान रहती हैं। इस मुक्तिका 
संस्कृत टीकाकार ने अपनी काव्यमय भाषा में वर्शगोन किया 
है। वे कहते हैं कि मुक्ति मानो एक अंगना हैँ, अ्रनन्त वीर्य 
'उमका मुख है, दशन उसके दोनों नेत्र है, अगुरुत्व-भ्रलघुत्व गुण 


अध्यात्म तरज्िणी १७४ 


उसके स्तनयुगल हैं, ग्रव्यावाध गण उसकी गम्भीर नाभि हैं 
और अवगाहना गुण उसके उरु हैं। यह मुक्ति अ्ंगना सूक्ष्म 
हैें--शूति रहित है। इस प्रकार पुण्यशाली निकट-भव्य जीव 
जिसका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं आत्मा की वह सर्व 
विशुद्ध ग्रात्यन्तिक अवस्था ही मुक्ति कहलाती हैँ । यह मुक्ति 
द्रव्याथिक-नय की अपेक्षा सदा विद्यमान रहती है परन्तु पर्या- 
यार्थिक-नय की श्रपेक्षा संवर नि्जरा पूर्वक सर्व कर्म विप्रमोक्ष 
होने पर प्रकट होती है । यह मुक्ति उन्हीं जीवों को सुलभ है 
जो मर्वज्ञ वीतराग--जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित झाहत मत से 
प्रशंसित-पुजित सम्यग्ज्ञान के साम्राज्य को प्राप्त कर चुकते 
हैं---स्वयं केबलज्ञान हो चुका है तथा समस्त जीव रूप कुमुद 
वन को जो चन्द्रमा की तरह विकसित-हूषित करते है । श्रपाय- 
विचय धम्मंध्यान के समय संचित भाषा-वर्गणा के परमाणुझ्रों 
को दिव्य-ध्वनि रूप परिणात कर प्राणीमात्र के कल्याण का 
उपदेश देते हैं । मोक्ष-प्राप्ति का यह क्रम आगम में भी लिखा 
है | सब प्रथम मोह का और फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा 
अस्तराय का क्षय होने से केवलज्ञान प्राप्त होता है। 
केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद कम से कम अनन्‍्तर्मृहर्त में और 
अधिक से अधिक देशोनकोटिवर्ष के बाद संवर निर्जरा पूर्वक 
समस्त कर्मो का विप्रमोक्ष हो जाने पर मोक्ष होता है। मुक्ति 
की साक्षात्‌ प्राप्ति कंवलज्ञानी को ही होती हैं और परम्परा 
से मति-श्रुत, मति-भ्रुत अवधि, मति-श्रुत मनः पर्यय अथवा 
सति-श्रुतावधि मन: पर्यय ज्ञान के धारक जीबों के भी होती है । 


!४२ प्रधात्म र्रजगी 


हत प्रधाततरड्िरि ग्रय के रचयिता श्री गोमदेवाचाय 
हैं। उन्होंने सेपालंकार के द्वारा अपना मोमदेव नाम भी गत 
वे भ्रन्तिम पतद्च में प्रकट कर दिया है ॥/०॥ 





टोकाकतु: प्रशस्तिः 


श्रीसोमदेवमुनिनो दितयोगसार्गों व्याख्यात एवं हि मया स्वमतेबेलेन । 
संशोध्य शुद्धधिषरं हूं दये निधेयो योगीश्वरत्वमनचिराय समाप्तुकासे: ॥। १।॥ 
(श्री) सोमसेन प्रतिबोधनार्थ धर्माभिधानोच्चयश्ाः स्थिरार्थाः । 
गढ़ार्थ संदेहहरा प्रशस्ता टोका कृताध्यात्मतरड्िरधीयसु ॥२॥ 
जिनेशसिद्धा: शिवभावभावा: सुसुरयो देशकसाधुनाथाः । 
झनाथनाथा मथितोरुदोषा भवन्तु ते शाश्वतहामंदः नः ॥३॥। 
सञच्चन्द्रमरोचिवो चिरुचिरे यच्चारुरोचिश्चये 
नज्ाडू : सुरनायक:ः सुरुरुभे देवाब्धिमध्येरिव । 
शुक्लध्यान सितासिशासितमहाकर्म्मा रिकक्षो दयो --- 
देयातेएभवसं भवां शुभतमां चन्द्रप्रभ: सस्पदसू ॥४॥। 
त्रिदवशवसतितुल्यो. गुर्जराज्राभिधानो 
धनकनकसमृझों देशनाथो5स्ति देशः । 
असुरन रसुरामा शोभिभोगाभिरामो--- 
परदिगवनिनारीवक्त्रभाले ललामः ॥५॥ 
शश्वच्छीशुभतुड्भवेबवसति: संपुरपण्यापराा--- 
शौण्डीयद्भिटवी रघो र वितता औमसान्यलैटोपसा । 
सब्यत्का खनकुस्भकरण विसरे जेनालये भ्राॉजिता 
लडूग वास्ति विलासशालनिलयामन्दोवरीशोभिता ॥६॥ 
वरबटवटपल्ली तन्र विख्यातनामा 
वरविदुधसुधामा देधवासोरुघामा । 
शुभ सुरभिसुरम्भावेवरस्भाभिरामा 
सुरबवसतिरिवोच्च रप्सरोभासमाना ॥ ज। 


१७४ 


भ्रध्यात्म तरज़िंगी' 


स्फर्जदबोधगरा भवदह्मतिपतिर्वाचं यम: संयमी 

जज्ञे जनन्‍्मवतां सुपोतममल यो जन्मयादोविभो: । 
जन्यो यो विजयी मनोजनृपते जिष्णोर्ज गज्जन्मिनाम्‌ । 
अ्रीमत्सागरनन्दिनामविदितः सिद्धान्तवार्ष विधुः ॥८।। 


स्पाद्रदसात्मकतपोबनिताललामोीं भव्यातिसस्यपरिव्धननीरदाभः ॥ 
कामो दभू दहविकर्त नसंकुठा रस्तस्मा द्विलो महननो5जनि स्व॒र्रानन्‍दी ॥६।४8 


तस्मादगौतम्मार्गगों गुणगरपर्गस्यों गुण्िपग्रामशी--- 
गीतार्थों गरुसद्भनागगरुड़ो गीर्वारागीर्मोचर: । 
गुप्तिप्रामसभग्रतापरिगतः प्रोग्रग्रहोदृगारको 
प्रन्थग्रन्थिविभेदकों गृढगमः श्रीपद्यनन्दो सुनिः ॥१०॥ 
ग्राचार्योचितचातु रोचयवितश्चारित्रश्न >चु: शुचि--- 
श्वारवॉसंचय चित्रचित्ररचनासंचेतनेनोज्यके: । 
चित्तानस्वचमत्कृतिप्रविचरन्प्रा>चत्प्र चेतोमतां 
प्राभक््जारुविच्ााररंकनिपुणः शओपुण्पदन्तस्ततः ॥११४७ 
समभवदिह चातश्चस्द्रवत्कायकान्ति--- 

सस्‍्तदनु विहितयोधो भव्यसत्क रवाणाम्‌ । 
भुनिकृुबलयचन्द्र: कौशिकानन्दकारी 
निहततिसिरराशिश्चारुचारित्ररोधि: ॥१२॥ 
तस्मात्तोबमहातपस्तपनकृत्तज: प्रतप्तान्तरं 

कर्म्मो तु ड्ु! तडागतारलहरोतोय॑ तरां शोषितम । 
रत्यामाध रणे शुच्चौ रतिपतियेंनोत्पतड्भीकृतः 

कोर्त्या शारदनीरवेग्दुसितया श्वेतीकृताशामुख: ॥१३।॥ 
भवभयपरिभावी_ भव्यराजोवबन्धू--- 

मंतमित हितवादी बरुद्धिवादावनन्दी । 
गुरिगरशधरकीति:. कोबिदानचहेतुः | 
समजनि जनपृम्मों वम्विवृन्दालिवन्धः ॥ है ४) 


भध्यात्म तरज़्िणी १७५ 


झासन्न भव्यशुभसस्यविभतिकत्रों. सारा्थदेशनपरा चिरसेघमालाम । 
सा्ड्रच्तरः ससमयो निलिलाशपूरस्तस्तार यद्वदिह तद्॒दिमां सुटोकाम्त ॥१५४॥ 
तथ्यात्माशर्थ संवादाध्यात्मामृततरड्धिरीम । 
सोमदेवध्यानविधाौ गशधरकोतिब्यंधात्‌ ॥१६॥ 
एकादशशताकीरों नवाशोीत्युत्तरे परे । 
संवत्सरे शुभ योगे पुष्पनक्षत्र संज्के ॥१७॥ 
चेत्रमासे सिते पक्षेष्यपन्थम्थां रवो दिने। 
सिद्धा सिद्धिप्रदा टीका गराभृत्कीतिविपश्चित:  ॥१८॥। 
निर्त्रशर्तजितारातिविजयश्रीविरा जिनि । 
जयसिहदेवसौराज्ये सज्जनानन्ददायिनि ॥१६॥ 
यावज्जेनं शासनं शासनानां जीवादीनां स्थादनेकात्मकानाभ । 
यावद्योगोर्गोपति याविदाशा:स्थेयाट्रोका तावदेधा जगत्यासू ॥॥२०॥९ 


हिन्दी टीकाकार प्रशस्ति 
गछलीलालो जन्मदाता यदीयः:, पारग्रामो जन्मभूमियंदीया ॥ 
पन्नालाल: क्षुद्रबृद्धि: स चाह टीकामेतां स्वल्पबुद्धया चकार।। १॥ 
नवसप्तचतुर्यु ग्म-वी राब्दे चेत्रमासके । 
कृष्णपक्षे वसन्तर्तों त्रयोदशां तिथौँ तथा ॥२॥ 
शुक्रवाराभिधे वारे, राष्ट्रभाषामयी मिमाम्‌ । 
टीकां चकार भ्रूयात्‌ सा, मुदेभव्याजज्रि सनन्‍्तते: ।॥३॥ 


१. पिपाश्चिता ख० । 


